


अथ-शासत्र की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


कौटलीय अर्थ-शास्तर | भारत में कृषि-सुधार 
(हिंदी-तत॒वाद-सहित ) ७) ( दयाशंकर दुबे ) १॥) 
कौटिल्य अर्थ-शाख (पराणनाथ)४). | भारत के उद्योग-धंधे 
बाहस्पत्य अर्थे-शाख् (दयाशंकर दुबे ) ( प्रेष्त मे ) 
( कन्नोमल ) १॥) | ब्रिटिश भारत का 
अर्थ-शाख (बालकृप्ण ) $॥) आर्थिक इतिहास 
अर्थ-शाख ( गिरिधर शर्मी ) १॥) ( रमेशचंद्र दत्त ) १-2) 
अथ-शास्त्र [ प्रथम भाग ] राष्ट्रीय आय-च्यय-शास्त्र 
(राजेंद्र कृष्णकुमार). २७) ( प्रायनाथ ) ३७ 
अर्थ-विज्ञान ( मुक्तिनारायण भारतीय राजस्व हे 
शुक्ष ) ३॥) (भगवानदास केला) #) 
भारतीय संपत्ति-शाख व्यापार-शिक्षा (गिरिधर 
(प्रायनाथ ) रु । शर्मों ) ॥) 
भारतीय अर्थ-शास्त्रअथम भाग] | व्यापार-संगठन ( गोरीशंकर 
( भगवानदास केला ) १४), २) शुक्क ) * २) 
भारतीय अर्थ-शाख [ द्वितीय. कंपनी-व्यापार-प्रवेशिका 
भाग ] (सगवानदास | (कर्तूरमल बाँठेया) 9) 
केला ) (छप रहा है) | देश-दर्शन (शिवनंदनसिंह)२),३) 


0 


हिंदी की सब तरद्द की पुस्तकें मिलने का एक-मात्र पता--- 
संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय.... 
२६-३०, अमीनाबाद-पा्क, लखनऊ 


जा, 
गंगा-पुस्तकमाला का उन्सठवों पुष्प 
00 शाप ० पल ॥ ये ने 
(+0#060॥ ६४ए॥8४६६ ) 


[ भारतवर्षीय हिंदी-अर्थशास्त्र-परिषद्‌ द्वारा 
स्वीकृत ओर संशोधित ] 





8 जा _ 


लेखक 
द्याशकर दुबे एमू० ए०, पल-एल० बी० 
अर्थशासतर-अध्यापक, लखनऊ-विश्वविद्यालयः _ 





के 2 


नकाशक 


“५ गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय 
२३-३०, अमीनाबाद-पार्क 


चसरवनऊ 


प्रथसावृत्ति 





सलिल्द १8) | सं० १६८३६ [| छादो १) 





[_2 ही: दशानाशाना।तशकानः कर काफाशाधया: शान जायड्रायाादा क जामाधराकाादाबातशाड हो) 
ह्कँ 


प्रकाशक 
श्रीछोटेलास भागव बी० एस-सी०, एग्‌-एल० बी० 
गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय 
लखनऊ 
(2४८४ ४६८९> 
मुद्रक 
श्रीकेसरीदास सेठ 
नवलकिशोरप्रेस 
लखनऊ 


विदेशी विनिमय" 
ँ ; 4८% ज८ऋ ०9८ आ३८ऋ ३८ जे८ऊ जे 2! 





मिििओ रे 


पाडत गनपतरावजा -दवेश्वरजा ठ्ब 


/(>श्ल्ल्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ससससत 
ः शरीमाच | 
। ' परम पूजनीय ै 
( पंडित गनपतरावजी-देवेश्वरजी दुबे २ 
| के | 
[9 ली <| 
]0 कर-कमलोा मे | 
|» हक <| 
हिल सादर समापत < । 
|» ; रा 
| ( दयाशंकर दुबे है | 
22.2.20202.2.202.2.2.2.02.2.2-2-2-22 


वक्कग्य 

हिंदी-संसार में अथशास्र-विषयक लेखकों की बहुत कमी 
है, ओर उनमें भी ऐसे लेखक तो उँगालियों पर ही गिने जा 
सकते हैं, जो इस विषय पर, अधिकार-पूर्वक, शुद्ध, सरल 
और उपयुक्त भाषा में, पुस्तक-प्रणयन कर सकते हों । इस 
पुस्तक के लेखक पं० दयाशंकरजी दुबे इन्हीं इने-गिने लेखकों 
में हैं। आप उन लेखक-रूपी मशीनों में से नहीं, जिन्हें सोचने- 
विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ती ओर जिनके द्वारा जो 
कुछ इधर-उधर की सामग्री सामने आई, उसी से पुस्तक-रूपी 
पदार्थ सहज ही तैयार हो जाते हैं | आप जो कुछ लिखते 
हैं, खूब अध्ययन और चितन करके लिखते हैं | यही कारण 
है कि आपकी रचनाएँ उच्च कोटि की होती हैं, ओर हिंदी- 
साहित्य-संसार में एक विशेष स्थान की अधिकारिणी हैं । 
माधुरी, सरस्वती आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित आपके 
गवेषणा-पू्ण लेख हमारे इस कथन के प्रमाण हैं । 

दुबेजी का जन्म सं० १६९५३ वि० में, श्रावण-कृष्ण 
चतुर्था को, खंडवा ( ज़िला निमाड़ ) में, हुआ | आपके पिता 
पंडित बलरामुज़ी दुबे बहुत सजन ओर ग्राचीन परिपाटी के 
सनातनधर्मी हिंद हैं । उनका यह्दी गुण दुबेजी में भी वतेमान 


( ८) 


है। दुबेजी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य-प्रांत में हुई। सन्‌ १९१३ 
ई० में आप मैट्रिक की पर्राक्षा में उत्तीर्ण हुए, ओर सन्‌ 
१८१७ में जबलपुर के राबटेसन-कॉलेज से आपने बी० ए० 
की परीक्षा पास की । एक वर्ष नागपुर में रहने के पश्चात्‌ 
अथे-शात्र का विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये आप 
सन्‌ १६१८ में प्रयाग आए । वहाँ के इंविंग क्रिश्चियन 
कॉलेज से, सन्‌ १११६ में, आपने अथ-शाख्तर में एम्‌ू० ए० 
पास किया । इस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान ग्राप्त करने फे कारण 
आप एक वे प्रयाग-विश्वविद्यालय के अथेशाख-विभाग में 
रिसिचे-स्कालर रहे | फिर १३२० से २ वर्ष तक, हविंग क्रिश्चि- 
यन कॉलेज में, अथ-शालत्र के अध्यापक के पद पर आसीन 
रहे | वहाँ से आपने सन्‌ १६२२ में, ठीक उन्हीं दिनों, जब 
कि माधुरी का प्रादुभाव हुआ, लखनऊ-विश्वविद्यालय में पदा- 
पेण किया | यहां आप अथेन्‍्शासत्र, राष्ट्रीय आय-व्यय-शात्र, 
अकन्शात्र तथा भारतीय शासन के अध्यापक नियत किए गए। 
लखनऊ आने के पश्चात्‌ ढ्ी हमे आपसे परिचय-लाभ करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब यह परिचय पैत्री में पारिणत 
हो गया है | 

सन्‌ १६२० में दुबेजी ने ' *- 5600५ 0०६ ४6 छकांगा 
27004 770099?-नामक निबंध लिखा | इससे-इनकी कीरतिं- 
पताका बहुत दूर तक फैल गई, ओर प्रो० काले, सूर एम्‌० 


( € ) 


विश्वेश्वरय्या ग्रश्गति अथ-शासत्र के धुरंधर विद्वानों ने अपने 
निबंधों में इनफे इस लेख के अंश उद्धृत किए हैं । इसके 
अतिरिक्त अगरेजी में आपने 47० छह ॥0 अऔहा0पॉ- 
पा ?/027688 ॥ प्रात नाम की पुस्तक तथा “76५- 
घए 04 785७॥४ं०ा ॥ऐए 049, 474॥97॥ (0ए77०॥0ए 
£7006708 आदि निबंध भी लिखे हैं। इन्हें पढ़ने से आपके 
शअर्थ-शाख-विषयक प्रकांड पांडित्य का पता चलता है। गत वर्ष 
जो +74970 +९000770 ॥॥770 घां"ए (०777४70/6७ बैठी 
थी, उसमें लखनऊ-विश्वविद्यालय के डॉक्टर राधाकमल 
मुकर्जी के साथ-साथ साज्ञी देने का असामान्य सम्मान इन्हें 
भी मिला था । यह कम गौरव की बात नहीं । इसके लिये 
हम अपने मित्र दुबेजी का हृदय से अमिनंदन करते हैं । 
हिंदी-संसार में अथशाखसत्र-विषयक लेख लिखनवालों का, 
जैसा हम शुरू ही में कह आए हैं, अत्यंत अभाव है। ऐसी 
स्थिति में इतने उच्च कोटि के विद्वान का हिंदी को अपनाना 
बड़े सोभाग्य की बात है । .हिंदी में इस पुस्तक के अतिरिक्त 
ओर अनेक पुस्तकें आपने लिखी हैं, जिनमें ( १ ) भारत 
में कृषि-सुधार, (२ ) भारत के उद्योग-घंघे, (३ ) भारत 
की मनुष्य-गणना आदि विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं । आप अभी 
अल्पवयस्क हैं, पैर इतने थोड़े समय ही में यथेष्ट ख्याति 
प्राप्तकर च॒ुक्के हैं 4 इनका अध्यवसाय देखकर हमें आशा हे 


५ १० ) 


रही है कि शीघ्र ही यह अपना यश-सौरम दिगंत में प्रसारित 
कर भारत का अम्युदय करनेवालों में प्रमुखता प्राप्त करेंगे । 
आर्थिक दृष्टि से देश की दशा दयनीय है | आप-जैसे सज्जनों 
की कृपा-कठाक्ष पर ही भारत की भविष्योन्नाति निभर है । 

आपका खमाव अत्यंत सरल और बालजनोचित है । 
कठिन-से-कठिन समय में भी आप प्रसन्न रहने की चेषश्टा करते 
हैं| बिद्ता के साथ-ही-साथ इनकी सहज सरलता देखकर 
मित्र-मंडल इन्हें. “गणेशजी का अवतार” मानने लगा है । 
ईश्वर करे, हमारे “गणेशजी” चिरजीबी हों, जिसमें इन्हें 
हिंदी-भाषा का अर्थशात्र-विषयक अंग अच्छी तरह संवारने 
का यथेष्ट अवसर मिले । तथास्तु । 

गंगा-पुस्तकमाला-कार्योलय ] 


( प्रकाशन-विमाग ) ९ दुलारेलाल भागेव 
लखनऊ, १। ६। २६ | ह 


भूमिका 


अर्थ-शासत्र में विदेशी विनिमय का विषय बहुत ही गूढ़ 
है । वह बहुत-सी बारीकियों से भरा हुआ है । साधारण 
मनुष्यों के लिये उन सबका समझना सरल नहीं । किंतु यह 
विषय गूढ़ होने पर भी व्यापारियों के लिये बहुत ही महत्त्व 
का है। कारण, विनिमय की दर ज़रा बदली नहीं कि कुछ 
व्यापारियों को एक ही दिन में हज़ारों रुपयों का नुक़सान 
ओर कुछ को उतना ही फ़ायदा हो जाता है | विनिमय 
की दर की घट-बढ़ कुछ विशेष सिद्धांतों के अनुसार होती 
है, जिनका समझ लेना प्रत्येक व्यापारी के लिये परमा- 
वश्यक है | 

आजकल तो इस विषय का महत्त्व और भी बढ़ गया है| 
कारण, हमारे विनिमय की दर में प्रायः हमेशा ही घठ-बढ़ 
हुआ करती है, जिससे देश के व्यापार को बड़ा धक्का पहँ- 
चता है। सन्‌ १६२० की करेंसी-कमेटी की सिफ्कारिश के 
अनुसार भारत-सरकार ने सोने के सावरिन की दर दस रुपए 
नियत की ; किंतु बाद को सरकार के भरसक प्रयत्न करने 
तथा कई करोड़ रुपयों की उलटी हुंडियाँ ( भारत-सचिव के 
नाम 'पर की छुई इंंडिएँ ) और सोना घाटे से बेचने पर भी 


हो.) 


सावरिन की दर १४ रुपए से कम नहीं हुई। अतएव, 
विनिमय की दर अस्थिर हो गई | अन्य देशों के विनिमय 
की दरों में भी भारत की अपेक्षा अधिक घटठ-बढ़ हुई थी, 
ओर कहीं-कहीं हो रही है।इस घट-बढ़ के कारणों को 
अ्रच्छी तरह समझने के लिये यह जानना आवश्यक है कि 
एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार कैसे होता है, 
उनका पारस्परिक लेन-देन किस तरह चुकाया जाता है, और 
लेन-देन की विषमता का विनिमय की दर पर क्या प्रभाव 
पड़ता है। इस पुस्तक में इन्हीं बातों का विवेचन किया 
गया है | इसमें यह भी बतलाया गया है कि विनिमय की 
दर किन दशाओं में स्थिर रह सकती है। भारत की विनि- 
मय-संबधी दशा के समझाने का भी प्रयत्न किया गया हैं, 
ओर यह बतलाया गया हैं कि मारत में सोने फे प्रामाणिक 
सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार कर हम किसे प्रकार अपने 
विनिमय की दर को हमेशा के लिये स्थिर रख सकते हैं । 
प्रयाग में सन्‌ १२२० से १६२२ तक एम्‌० ए०-क्लास 
के विद्याथियों को पढ़ाने के लिये मुक्े इंस विषय का विशेष 
अध्ययन करना पड़ा था| विद्याथियों को उस समय मेंते जो, 
लेकूचर दिए, अधिकांश में उन्हीं के आधार पर मेंने यह्द 
पुस्तक लिखी है । मैंने इस विषय के संबंध की संपूर्ण नवीन 
बातों का इसमें समावेश कर देने का प्रयत्ञ किया है। इस- 


( १३ ) 


लिये मुझे आशा हे कि इस पुस्तक से कलिज के विद्यार्थियों 
को भी विशेष त्राभ होगा । 

अँगरेजी-भाषा में इस विषय पर कई उत्तम पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं, परंतु मेरे देखने में हिंदी-भाषा में ऐसी एक 
भी नहीं आई, जिसमें यह विषय अच्छी तरह से ग्रतिपादित 
किया गया हो । हिंदी-भाषा में अर्थ-शासत्र पर मौलिक पुस्तकों 
कौ--ख्रासकर विदेशी विनिमय-संबंधी पुस्तकों की---भारी 
कमी प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को अवश्य ही खटठकती होगी । 
बड़े ह्ष की बात है कि लखनऊ की सुप्रसिद्ध गंगा-पुस्तकमाला 
के उत्साही अध्यक्ष श्रीयुत दुलारेलालजी भार्गव ने इस अभाव 
की पूर्ति की ओर यथेष्ट ध्यान देना आरंभ किया है| आशा 
है, अन्य प्रकाशक भी इस ओर ध्यान देंगे। 

अरथंशाख-संबधी विषयों पर आठ5-दस पुस्तकें लिखने का 
मेरा विचार है । यह पहली पुस्तक है। दूसरा ग्रंथ 'भारत के 
उद्योग-घंधे! भी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । यदि हिंदी- 
प्रेमी सजनों ने इन ग्रंथों को अपना कर मुझे उत्साहित किया, 
तो में अन्य ग्रंथ भी यथावकाश शीघ्र लिखने का प्रयत्न करूँगा | 

'इस पुस्तक का आधिकांश भाग ज्ञानमंडल काशी से प्रका- 
शित 'स्वाथ'-नामक मासिक पत्र में लेखमाला के रूप में 
निकल चका है । इसके दो अध्याय माधुरी” में भी प्रकाशित 
हुए थे। परिशिष्ट के प्रथम तीन शअ्रध्याय क्रमश: 'साहित्य', 


६ १४ ) 
'सरस्वती! और “श्रीशारदा” में निकल चुके हैं । में इन पत्र- 
पत्रिकाओं के संपादकों का, उनकी कृपा के लिये, बड़ा 
ऋणी हूँ । इस पुस्तक के लिखने में मेरे मित्र श्रीयुत दुलारे- 
लालजी भागेव तथा लखनऊ-विश्वविद्यालय के कामर्स-विभाग 
के इसी विषय के अध्यापक श्रीयुत मपेंद्रनाथजी चटर्जी एम्‌० 
ए०, बी० एल० से बड़ी सहायता मिली है, इसलिये में 
उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ | जिन अगरेजी-पुस्तकों और पत्र- 
पत्रिकाओं से मेंने इस पृस्तक के लिखने में सहायता ली 
है, उनकी सूची परिशिष्ट नं० ४ में दे दी गई है । उनके 
लेखकों और प्रकाशकों को भी में धन्यवाद देता हूँ । 
जब तक इस महत्त्व-पूरं विषय पर अच्छा और बड़ा 
मौलिक ग्रंथ प्रकाशित न हों, तब तक पाठकों के सामने इस 
छोटी-सी पुस्तक द्वारा इस विषय पर अपने विचार रखना में 
अपना कतेब्य तममता हूँ | यदि इस पुस्तक द्वारा में अपने 
प्रेमी पाठकों को इस बिषय के समभने में किंचिन्मात्र भी सहा- 
यता पहुँचा सका, तो में अपने परिश्रम को सफल सममूँगा । 


लखनऊ; 


२५।४।१५२६ दयाशकर दुबे 


कप द्य _0< 
विषयन-्सलच |] 
पहला अध्याय 
कोई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों से 
देनदार और लेनदार होता है ? 
विदेशी विनिमय की परिभाषा ६ ही 
कोई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों से देनदार होता है ? 
कोई देश अन्य देशों का लेनदार किन-किन कारणों से होता दै ? 


दूसरा अध्याय 


देशां का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार 
चुकाया जाता दे ! 


विदेशी हुंडी «-- 8) ३०४ 

व्यापारिक हुंडी कर ४ न 
रोज़गारी इुंडी ... से ३ 5 
यात्रियों की हंडिए घर 292 कि 


भारत-सरकार की हुंडिएँ .,.. 
लीसरा अध्याय 
देशां का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार 
चुकाया जाता है! 
डो देशों का खेन-देन हम रे श 
तीन देशां का ठेन-देन ि रा 
देशों न्फ्ा लेन-देन कक 9७७ 0७ 


है है 
44 
ब्र्छे 
ब्रेक 
बर्थ 


हल ह. 
३३रै 
३३६ 


१६ विदेशी विनिमय 


चौथा अब्याय 
टकसाली शोर स्वण-आयात-निर्योत-द्र 


टकसाली दर «५५ न हद ००० 
संसार के कुछ देशों की टरूसाली दर ... ००. ४३ 
स्वरण-आयात-निर्योत-दर ... हर ,.. ४६ 


कुछ देशों की स्वर्ण -आयात ओर स्वण-नियर्ता-द्रे.. «४६ 
पॉचवाँ अध्याय 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे विनिमय की दर की सीमाएँ 


मुहती हुंडिया की दर ; डर «०. ई२ 
काग़ज़ी सुद्रा का अत्यधिक अचार और विनिमय की दर .... ६& 
सोने-चाँदी को रोक-टोक का विनिमय की दर पर प्रभाव... #८ 
चाँदी के सिक्के उपयोग करनेदाले देशों की दशा ०. है॥ 
भारत की दशा हद ००० ००". १ 
छुठा अध्याय 
विदेशी इंडिया की दर और सद्दा 
विदेशी हुंडियों की दरें. «. यु बन... 5७ 
दर्शनी हुंडियों के सट्दे का तरीक़ा मा ५. ७० 
मुद्ठती हुंडियों का सदा &«« 9०४ ००. ७६ 
सातवां अध्याय 
गत बारह वर्षो में विनिमय की दशा 
संसार के कुछ देशों में विनिमय की दरें... ०. ७६& 
इँगलेंड की दशा हि न . ८१ 
फ्रांस की दशा ग्ह «०. झझ 


कक क्कक कफक््क 


विषय-सूची 


आठवों अध्याय 
गत ६ वर्षो भे भारतीय विनिमय की दशा 


ग्राकथन के “के न न 
गत & वर्षो में भारतीय विनिमय की दर ... कक 
सन्‌ १६१७ से १६२० तक भारतीय विनिमय की दशा ... 
करंसी-कमेटी की सिफ़ारिशों का परिणाम ,.. मर 
इस नीति से भारत-सरकार की हानि रे न 


१६२० से १६२६ तक भारतीय विनिमय की दुशा. ««- 
नवाँ अध्याय 
विनिमय की दर को घट-बढ़ का प्रभाव 
स्वर्ण -आयात-दर से बाहर जानेवाली विनिमय की दर का 


अभात ये] ७७ 9 कक न] 
सन्‌ १६१७-२१ में, भारतीय विनिमय की दर की घट-बढ़ 
का भारतीय व्यापार पर प्रभाव रेड न 


स्वर्ण -निर्यात-दर से बाहर जानेवाली विनिमय की दर का 
शभा ते तब कक ७9७ 94७ 
दसवा अध्याय 
भारत भें सोने के सिक्कों का प्रसार 


विनिमय की दर स्थिर करने का उपाय ... ड 
सोने के प्रामाणिक सिक्कों का श्रचार कर श्र 
चादी के रुपए गलाने की आवश्यकता . ... ७५ 
रुपया-ढलाई-लाभ-कीष.. ... ३५३ ०४५ 


भारतीय काशज़ी मुद्रा का स्वणे-मुद्रा में दिया जाना. ««- 
उपसंहार * ... बे *0४ 


९9 


प्प्छ 
ध्& 
१ 
9 
रद 
६ & 


३०१ 
3०२ 


१6०५ 


१०८ 
३०६ 
११09० 
११५ 
११३ 
११४ 


श्द् विदेशी विनिमय 


परिशिष्ट ( १ ) 

रुपया-पैसा-लबंधी पारिमाणिक सिद्धांत 

प्राक्थन हल बे मर 
रुपए-पेसे के परिमाण का घस्तुओं की कीमत पर ग्रभाव ... 
रुपए-पेसे की चलन-गति का वस्तुओं की क्रीमत पर अभाव 
रुपया-पेसा-सं बंधी पारिसाणिक सिद्धांत ... बे 
इस सिद्धांत की सत्यता सिछु करने के लिये एक भारतीय 


उदाहरण. ««» <३ ्म शक 

उपसंहार कह न मम 
परिशिष्ट (१ ) 
इंडेक्स-मंबर 

ईंडेक्स-नंबर निकालने का तरीक़ा के कि 
वस्तुओं का चुनाव ६६ हल: के 
वार्षिक ओसत क्लीमत हा ५ कम 
इंडेक्स-नंबर वेयार करने के लिये उदाहरण शी 
संसार के कुछ देशों का वस्तुओं की क्रीमत बतलानेवाला 

इंडेक्स-नेबर «,« ०६ ४०६ 
जनरल इंडेक्स-न बर ३6६ १ 5६% 
रहन-सहन का ख़्चे बतलानेवाला इं डेक्सन्नबर 5६ 
बंबई में रहन-सहन का व्यय-सूचक इंडेक्स«लंजर ४४४ 


परिशिष्ट (३ ) 
काग्रज़ी मुद्रा ओर काशज़ी झुद्रा-कोष 


काग़ज़ी मुद्रा का उपयोग... ;5४ ४० 
काग़ज़ी मुद्रा के भेद ३४३ बब न्‍बाक 


भारत में काग़ज़ी मुद्रा का उपयोग कि के 


११४ 
११६ 
१4६ 
११८ 


११६४६ 
१०२६९ 


१२४७ 
३१४०४ 
१४२६ 
१०९७ 


१३० 
१३१ 
१३२ 
३ डरे 


१३३६ 
१३७ 
१३३७ 


विषय-सू ची १६ 


काग़ज़ी मुद्रा का अनियमित परिमाण में भ्चार ५० १४६ 
काग़ज़ी सुद्रा-कोष लत धर 2७% आह) 
कोष का कितना साग सरकारी हुंडियों सें रकक्‍्खा जाय ? ... १४२ 
भारतीय कागज़ी मुद्रा-कोष-संबधी क़ानून ,«« «००. १४३ 
भारतीय काशज़ी मुद्रा-कोष की दशा ३४ ००० १४४ 
काराज्ी मुद्गा-कोष कम ४७४ ००. १४३ 


परिशिष्ट (9 ) 
सहायक पुस्तकी ओर पत्र-पत्रिकाओं की सूची 


अँगरेज़ी-पुस्तके ..« का सर «०. १४७ 
ऑगरेज्ञी-पत्र-पत्निकाएँ न कम ० ४८ 
हिंदी-पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएँ की ० १४६ 


परिशिष्ट (५ ) 
परिभ्ाषिक शब्दों की सूची 
हिंदी-अंगरेज्ञी $क के 8७७० कक ॥०क श ण्ष ॥५ 
अगरेज़ी-हिंदी कक छ छ्क्क क्ढःछ कछ्क है| ५ £ 
शब्दानुक्रमाणिका गत ही ०... १४७ 


विदेशी विनिमय 


पहला अध्याय 


।ई देश अन्य देशों का किन-किन कारणों 
देनदार ओर लेनदार होता है? 
विदेशी विनिमय की परिभाषा 

अँगरेजी-भाषा में “फ़ौरेन एक्सचेंज” # शब्द का दो-तीन 
अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यवहार में इस शब्द का 
कभी-कभी विनिमय की दर के अथ में भी इस्तेमाल किया जाता 
है| लाला कन्नोमल एमू० ए० ने, मात्र सं० १६७६ की 
'सरस्वती” के “एक्सचेंज” -शीषक लेख में, इसका इसी अथ 
में प्रयोग किया है। आप लिखते हैं- “वह भाव, जिससे एक 
देश का प्रचलित सिक्का दूसरे देश के प्रचलित सिक्के से बदला 
जा सके, एक्सचेंज” कहता है। भारतवर्ष का प्रचलित सिक्का 
चौंदी का रुपया हैं| उसके सोलह आने होते हैं । प्रत्येक आने 
की बारह पाइयों होती हैं। इँंगलिस्तान का प्रचलित सिक्का सोने 
का--पौंड---है, , जिसके २० शिलिंग होते हैं, और प्रत्येक 


७७७७७ आम अतनकलीनलीक 





# विदेशी ज़िनिमग 


र्‌ विदेशी विनिमय 


शिलिंग के १ + पेंस होते हैं। जिस भाव से रुपए, आने, पाइयों के 
पौंड, शिलिंग, पेंस बन सकते हैं, उसे एक्सचेज कहते हैं ॥” 

किंतु मेशी समझ में एक्सचेंज की यह परिमाषा अपूर् 
है | इँगलेंड और आस्ट्रेलिया में प्रचलित सिक्का एक ही हैं । 
दोनों देशों में पौंड, शिकलिंग, पेंस प्रचलित हैं । उपयुक्त परि- 
भाष! के अनुसार इन दोनों देशों का एक्सचेंज क्या द्वोगा, 
यह सरलता से समझ में नहीं आता, ओर यह सममकने में 
भी कठिनता पड़ती हैं कि इन दोनों देशों के विनिमय की 
दर में भी घट-बढ़ हुआ करती है | यदि कहीं संसार क 
सदर देश पौंड, शिलिंग, पेंस का उपयोग करने लग जायैं, 
जैसा बिलकुल असंभव नहीं है, तो इस परिभाषा का सम- 
कना और सी कठिन हो जाता है। विदेशी विनिमय में 
बिनिसय वी दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेनी-देनी 
का विवेचन भी शामिल हैं जिसके द्वारा एक दश अन्य 
देशों का लेनदार और देनदार बन जाता है। उसमें इसका 
भी विचार किया जाता है कि उस लेनी-देनी का किस 
प्रकार भुगतान किया जाता ओर उसकी विषमता का 
विनिमय की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है | विदेशी विनिमय 
में मिन्न-मिन्न देशों की लेनी-देनी का पारस्परिक विनिमय 
होता हैं, और इसी लेनी-देनी के बारे में सब बातों की जाँच 
करना विदेशी विनिमय का प्रधान विषय हे | 


६४ 


पहला अध्याय ३ 


हम यहाँ पहलेपहल इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि एक 
देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार किन-किन कारणों 
से द्ोता है, ओर उसके बाद यह बतलावेंगे कि इस 
पारस्पारेक लेनी-देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता 
है, उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है, उसकी धठ-बढ़ के कारण क्या है, ओर वह कैस 
स्थिर की जा सकती है | 

कोई देश श्रन्य देशों का किन-किन कारणों से 
दुनदार होता है? 

कई मनुष्या को प्रायः यह भ्रम हो जाया करता है कि 
देश के आयात और नियात की विषमता पर ही विदेशी 
विनिमय की दर निभर रहती है, ओर इसलिये वे विदेशी 
विनिमय के विषय पर विचार करते समय अन्य 
सब कारणों पर उचित ध्यान नहीं देते । आयात आओर 
नियात का प्रभाव विदेशी विनिमय की दर पर अवश्य होता 
है; परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी 
भी देश की लनी-देनी उसके नियात और आयात पर ही 
, निरभेर नहीं रहती । इँगलेंड के संबंध में अक्सर यह देखने 
में आया है कि उसके नियात से आयात की मात्रा ही अधिक 
रहती है. किंतु तो भी वह्द अन्य देशों का देनदार नहीं 
रहता । देश> की लेनी-देनी की विषमता कई बातों पर निर्भर 


; विदेशी विनिमय 

रहती है | उनका वर्णन नीचे किया जाता है । नीचे दिए 
हुए कारण ऐसे है, जो सब देशों पर लागू हो सकते हैं । 
अतएब जब किसी खास देश के बारे भें विचार करना हो, 
तो यह जानने का ग्रयत्न करना चाढिए कि इनमें से प्रत्येक 
कारण देश की लेनी-देनी पर कितना प्रभाव डालता है । 

एक देश अन्य देशों का नीचे-लिख कारणों से देनदार 
बन जाता है--- 

(१) देश का संपूर्ण आयात--विदेशी व्यापार के 
कारण एक देश में कुछ चीजे दूसरे देशों से आती हैं, 
और कुछ चीजें उससे दूसरे देशों में बाहर जावी हैं। जितना 
माल दूसरे देशों से आता हैँ, उत्तके लिये वह देश अन्य 
देशों का देनदार हो जाता है | यह माल या तो व्यापारियों 
का या सरकार का मेँँगाया होता है, ओर उसमें जवाहरात 
( हीरा, पन्ना वगैरह ) भी शामिल रहते हैं | इसी कारण: 
भारत ग्रतिवर्ष लगभग २१७ करोड़ रुपयों का अन्य देशों; 
का देनदार हो जाता है । 

(२ ) विदेशी जहाज्ञों का भाड़ा--यदि किसी देश 
में माल अन्य देशों से बिदेशी जहाज़ों में आता है, तो 
जहाज़ों के भाड़े के लिये, वह अन्य देशों का देनदार हो 
जाता है | जैसे भारत में बहुत-सा माल अगरेज्जी जहाज़ों में 
ही आता है। इसलिये भारत अगरेजों का भाड़े के लिये देन_ 


2» 79 


पहला अध्याय न 


222 


दार हो जाता ह। ऐसा ही अन्य देशों के बारे मं भी समझना 
चाहिए । 

(8: ) जहाज्ञों की खरीदी ओर देशी 
जहाज़ों के कपानों की विदेश में उधारी--किसी देश के 
जहाज्ों के कमान जो रुपया लेकर विदेशों में ख़च करते 
हैं, ओर जो विदेश; जह्याज़ खरीदे जाते हैं, उनका रुपया 
चुकाने के लिये वह देश दूसरे देशों का देनदार हो 
जाता ह । जैसे, इँगलेंड के किसी जहाज का कप्तान 
अपना खच चलाने के लिये बंबह म॑ किसी बैंक से रुपए 
उधार लेता ढे, तो उतना इंगलेंड को भारत मे भेजना 
पड़ता है, और उसके लिये यह भारत का देनदार हो 
जाता है । इसी तरह यदि भारत की कोई कंपनी इंगलेंड का 
एक जहाज़ खर्ादती हे, तो भारत उसकी क्लरीमत के लिये 
देनदार हो जाता है | 

( ४ ) देशी अथवा विदेशी के के बांड, शेयर « हुंडी 
इत्यादि की विदेश में खररोदी --देश की सरकार या देश 
के निवासी याद दूसर दशवालां स अपन दश का या इन्‍य 
देश की सीक्थधूरिदी और डिबंचर-बांड ( क़ज्ञ के बांड ), 
| स्‍्टाक , शेयर अथवा अन्य हुंडिएँ किसी भी कारण से खरीदते 
हैं, तो वे उन देशों के उनकी झीमत के बराबर देनदार हो 
जाते हैं ।.जैसे, यदि मारत में किसी मनुप्य या सरकार ने 


बे ३५ 


६ विदेशी विनिमय 


5 (७. 


ब्रिटिश-सरकार की सीकक्‍्य[रिटी, किसी बड़ी कंपनी का 
डिबेंचर-बांड अथवा शेयर या फ़ायदे को ग्ररज से कुछ 
हुंडिएँ इंगलेंड में खरीद लीं, तो भारत उनकी क्रामत के 
बराबर इंगलेड का देनदार हो जायगा । 

. (४ ) विदेशियों की; अपने देश में रहकर, किसी 
देश की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सेवाएँ--जैसा कि आगे 
बतलाया जायगा, विदेश के लेन-देन प्राय: बेंकों द्वारा 
होते हैं, और उनको यह काम करने के लिये कर्माशन 
मिलता है | माल का बीमा कराने के लिये विदेशी 
बीमा-कंपनियों को कुछ देना पड़ता हे | इसके अतिरिक्त 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष-रूप से दूसरे देश में रहनेवाले जिस देश 
की जो कुछ सेवाएँ करते हैं, उस देश को उन सब सेवाओं 
का बदला चुकाना पड़ता है, और उसके लिये वह उनका 
देनदार हो जाता है । 

(६ ) दूसरे देशों को दिया हुआ क़ज्ञ ( देने के 
समय )--दूसरे देशों की सरकारों या अन्य किसी कंप- 
नियों या फ़र्मो को, थोड़े या आधिक समय के लिये, जो 
कज दिया जाता और वह जिस समय दिया जाता है. उस 
समय क्रज्ञे देनेिवाला देश अन्य देशों का उतनी रक़म के 
लिये देनदार हो जाता है | जैसे, मान लीजिए कि श्गलेंड- 


निवासियों ने भारतवासियों या भारत-सरकार को प्राँच करोड़ 


पहला अध्याय हक 


रुपयों का क़ज दिया, तो इंगलेंड को यह रुपया उसी समय 
देना पड़ेगा । इसलिये वह उस समय भारत का पाँच करोड़ 
रुपयों का देनदार हो जायगा । ऐसे ही सब देशों को सम- 
झना चाहिए । परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
क्रज़ जब क्रजेदार देश को दे दिया जाता हैं, तो फिर जब 
तक क़ज चकाने का समय नहीं आता, तब तक देश की 
लेनी-देनी पर उस क्रज का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । 

( ७ ) विदेश से लिया हुआ क़ज़ें ( चुकाने के 
समय )--जब दूसरे देशों का क्रज्ञ चुकाने का समय 
आता है, तो जिस देश को क्रजं चुकाना है, वह अन्य 
देशों का देनदार हो जाता है, चाहे वह क्रज्ञ विदेशी सर- 
कार या बैंकरों से लिया गया हो, या थोड़े या आधिक 
समय के लिये । मान लीजिए, भारत-सरकार न विला- 
यत में १० 'करोड़ रुपयों का क़जे १५ वर्ष के लिये 
लिया । १५ वर्ष पूरे होने पर जब उसके चुकान का समय 
आता हे, तो उस समय भारत १० करोड़ रुपयों का देनदार 
हो जाता है । 

(८ ) विदेशी कर्ज पर ब्याज और विदेशी एजी 
पर मुनाफ़ा--जितनी रकम देशवालों ने अथवा सरकार 
ने अन्य देशों से उघार ली है, उसका ब्याज, और देश 
में जो विदेशी प्रजी लगी हें या अन्य देशवालों ने जो 


धः विदेशी विनिमय 


इस देश की कंपनियों के शेयर-बांड इत्यादि खरीदे हैं, उनके 
मनाफ़े इत्यादि के लिये बह देश अन्य देशों का देनदार हो 
जाता है | जैसे, मारत में जितनी विदेशी पूँजी लगी हुई है, 
उसका, और भारत की कंपनियों के शेयर, जो अन्य देश- 
वासियों ने खरीदे हैं, उनका वाषिक म॒नाफ़ा और भारत- 
सरकार तथा श्रन्य कंपनियों और फ़र्मो फो जो अन्य देश- 
वासियों ने रुपए उधार दिए हैं, उनका ब्याज इत्यादि सब 
बातों के लिये भारत अन्य देशों का देनदार हो जाता है। 

( ह ) विदेशियों की बचत ओर मुनाफ़ा --किसी देश 
में विदेशी लोग सरकारी नोकरों तथा व्यापार द्वारा धन 
कमाकर जो बचत ओर मुनाफा करते और अपने देशों 
को भेजते हैं, उसके लिये यह देश अन्य देशों का देनदार 
हो जाता है। जसे, भारत में बड़े-बड़े सरकारी ओहदों पर 
विदेशी कर्मचारी ही नियुक्त किए गए हैं; वे बड़ी-बड़ी 
तनख़्वाहें पाने के कारण बहुत घन बचा लेते हैं, और 
बचत का बहुत-सा माग अपने देश को भेजते हैं । भारत 
के चाय के बहुत-से खेत, जूट की मिलें, कोयले की बहुत- 
सी खानें ओर भारतीय व्यापार का बहुत-सा भाग बिदेशियों 
के हाथ में है, और उनका सारा मुनाफ़ा भी विदेश चला 
जाता है। इसलिये भारत इन सब रक््मी के लिये अन्य 
देशों का देंनदार हो जाता है । 


पहला अध्याय ्‌ 


( १० ) देशवासियों का अन्य देशों का सफ़र ओर 
वहाँ रहने का खचे--जब किसी देश के निवासी अन्य 
शो में सफ़र करने या वहाँ पर कछु दिनों तक रहने 
लिये जाते हैं, ओर अपना सब खच अपने देश से 
मँगाते हैं, तो उनका देश अन्य देशों का उस रक्तम 


5 कर. बिक 


के लिये देनदार हो जाता है | जैसे, अमेरिका से कई मनुष्य 
ऋस ओर स्विजरलेंड में सफ़र करने या वहाँ पर कुछ समय के 
लिये निवास करने आते ओर अपना ख़चे अमेरिका 
से मेंगाते हैं | इसालिये अमेरिका उक्त दोनों देशों का, खचे 
की रक्षम के लिये, देनदार हो जाता है । 

(११ ) अन्य देशों को विशेष कर देना--जब 
॥ देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष “कर! 
के लिये बाध्य किया जाता है, तो वह देश उस रकम 
के लिये अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जव फ्रांस 
सें० १६४७ में जमेनी से हार गया था, तब उसे प्रतिबप 
कई करोड़ फ्रेंक # जमेनी को कर-रूप में देना पड़ता था । 
यही हालः अब जमनी का भी हुआ है | उसको कई करोड़ 
ठुपयों की वार-इंडेम्निटी । देनी पड़ती है | इसलिये अब जमेनी 
अन्य देशों का उतनी रक्रम के लिये देनदार हो गया है | 
# फ्रांस का एक सिक्का 

+ काएनं)व१6॥09॥। ए न्युद्ध-दंड 


१५ 


/ >तै€ ४3४ 


4 


पु 
52 


मु 


१० विदेशी विनिमय 


( १२) देश की सरकार का अन्य देशों में खर्च--- 
कभी-कभी कहीं की सरकार को राजनीतिक या देश-रक्षा- 
संबंधी कई कारणों से अन्य देशों में बहुत ख़चे करना पड़ता 
है, और इन सब ख़्चों के लिये वह देश अन्य सब देशों 
का देनदार हो जाता है। भारत-सरकार को विलायत में 
प्रतिवर्ष कई करोड़ रुपयों का खर्च करना पड़ता है, जिसे 
होम-चार्जेज़् ( 70706 (००४०४ ) कहते हैं | इसके 
अ्रतिरिक्त उसकी मेसोपोटामिया-सर्राखे देशों में रक्खी हुई 
हिंदोस्तानी फ्रौजों का भी कुछ खचे देना पड़ता है । इन सब 
खन्नों के लिये भारत अन्य देशों का देनदार हो जाता है । 

( १३ ) धार भेजी जानेवाली रक़॒म--जब किसी 
देश से धर्म या दान के लिये कोई र॒क़म या माल श्रन्य देशों 
को भेजा जानेवाला होता है, तब वह देश अन्य देशों 
का उतनी रक्म फे लिये देनदार हो जाता है ।- 

कोई देश अ्रन्य देशों का लनदार किन-किन 
कारणों से होता है ? 

कोई देश अन्य देशों का देनदार किन-किन कारणों से 
होता है, यह जान लेने के उपरांत यह जानना भी बहुत 
आवश्यक है कि वह दूसरे देशों का लेनदार किन-किन कारणों 
से होता है | ये कारण ऊपर दिए हुए कारणों से बहुत कुछ 
मिलते-जुलते है। ये भी सब देशों पर लागू हो सकते हैं: | 


पहला अध्याय ११ 
यदि किसी एक देश के संबंध में विचार करना हो, तो यह 
जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक कारण का देश 
की लेनी-देनी पर कितना प्रभाव पड़ता हे ! 

कोई भी देश नचे-लिखे कारणों से अन्य देशो का लेन- 
दार हो जाता है-- 

( १ ) देश का संपूर्ण नियाौत--देश से जितना माल 
बाहर जाता है, उस सबके लिये वह अन्य देशों का 
लेनदार हो जाता है | इसमे व्यापारियों तथा सरकार द्वारा 
भेजा हुआ माल, विदेशों स आया ओर बाहर भेजा हुआ 
( पुनः निर्यात ) माल तथा देशों से बाहर भेजे हुए जवाह- 
रात शामिल हैं | केवल इसी कारण से भारत प्राय: ३०० 
करोड़ रुपयों का ग्रतिवपष लेनदार हो जाता है । 

(२ ) देशी जहाज़ों का विदेशी माल ले जान का 
भाड़ा--जब किसी देश के जहाज अन्य देशो का माल एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाते है, तो वह देश अन्य देशों 
से उसके भाड़े का लेनदार हो जाता है | जेस, संसार का 
बहुत-सा व्यापार इँगलैड के जहाज्ों द्वारा ही होता है, 
इसलिये इंगलेंड इसी भाड़े के कारण अन्य देशों से कई लाख 
रुपयों का लेनदार हो जाता हैं । 

( ३ ) देशी जहाज्ञों का विदेशियों के हाथ बेचना 
ओर- विदेशी जहाज़ों के कप्तानों का देश में उधार लेना-- 


१२ विदेशी विनिमय 


जब कोई देश अपने जहाजों को अन्य देशों के हाथ बेचता 
है, तो वह अन्य देशों से उसकी क्वीमत का लेनदार हो जाता 
है । जिस देश में बहुत-से बंदरगाह होते हैं, उसमे विदेशी 
जहाज़ अधिक आते हैं।कमी-कर्मी उनके कप्तान अपना खचे 
चलाने के लिये, वहाँ के बेंकरों से कुछ उधार भी ले लिया करते 
हैं,जिसके लिये वह (अधिक बंदरगाहोंवाला) देश अन्य देशों से 
लेनदार हो जाता है | इंगलेंड प्राय: अन्य देशों को जहाज वेचता 
है, इसीलिये वह कई करोड़ रुपयों का लेनदार हो जाता है। 

(४) देशी अथवा विदेशी कम्ने के वांड। शेयर) 
हुहिए इत्यादि का विदेशियों को बेचना--यदि किसी 
देश के निवासी अन्य देशवालों को हुंडिएँ, क़नञ्न के बांड 
या कंपनियों के शेयर इत्यादि बेचते हैं, तो वे उन लोगों 
से उतनी क्रीमन के लेनदार हो जाते हैं । जिनके पास 
पूंजी रहती है, वे अपनी पूँजी को ऐसी- जगह लगाना 
चाहते हैं, जहाँ उन्हें अधिक मुनाफा मिलने की संभा- 


[8] 


वना है, चाहे वह फिर कोई भी देश अथवा कहीं की भी 
कंपनी हो | इसलिये जिस देश के ब्याज की दर कुछ 
कारणों से अधिक वढ़ जाती है, वहाँ अन्य देशों के 
पूँजीपति अपना धन लगाने की कीशिश करते हैं, और उस 
देश के कत्र के बांड तथा छुंडिएँ इत्यादि" खरीद लेते हैं । 
इसालिये वह देश अन्य देशों से लेनदार हो. जादा है। ' 


पहला अध्याय १३ 


६ 


(४ ) देशवासियों द्वारा अन्य देशवासियों की 
सेवाएँ--जब किसी देश के मनुष्य अन्य देशवासियों 
की परोक्ष या प्रत्यक्ष, किसी भी प्रकार से, सेवा करते हैं, 
तो वह देश अन्य देशों का, उन सेवाओं के लिये, लेनदार हो 
जाता है । संसार का बहुत-सा लेन-देन लंदन के बैंकरों द्वारा* 
होता है, ओर वह ( इँगलैंड ) कमीशन के लिये अन्य देशों 
से लेनदार हो जाता है | 

(६ ) विदेशियों का दिया .हुआ क्रज्े ( चुकाने के 
समय )--जब कोई देश अन्य देशों को, क्ज द्वेता है, 
ओर उसके चुकाने का समय आता हैं, तव वह उस कर्ज 
के लिये अन्य देशों से लेनदार हो जाता हैँ । जैसे, मान 
लीजिए कि इँगलैेंड ने फ्रांस को २५ करोड़ पॉंड दस वर्षों 
के लिये क़ज्े दिए। दस वर्ष के बाद जब उसके चुकाने का 
समय आया, तो इँगलेंड फ्रांस से २५ करोड़ का लेनदार 
हो गया | क़ज्ने चाहे थोड़े. समय के लिये हो अथवा बहुत 
समय के लिये, चुकाने के समय देश की पारस्परिक लेनी- 
देनी पर उसका प्रभाव एक-सा पड़ता है | 

.( ७ ) विदेशियों से लिया हुआ क़ज्ञे ( लेने के 
समय )--जब किसी देश के निवासी या सरकार केंसी 
अन्य देश से क़ज्न लेती हैं, तों उस समय वह देश या 
सरंकार उस क़रजे की रक्षम के लिये दूसरे देश से लेनदार 


१४ विदेशी विनिमय 


हो जाती है | मान लीजिए, इँगलैंड की सरकार ने 
अमेरिका से १४५० करोड़ रुपए २० वर्षों के लिये उधार 
लिए, तो क्ृज्ं लेने के समय हँगलेंड अमेरिका से १५० 
करोड़ रुपए का लेनदार हो जाता है । इस क्ज के रुपए 
इंगलेंड को मिल जाने पर जब तक उसके चुकाने का समय 
नहीं आता, तब तक इस क़ज्न का दोनों देशों की पारस्परिक 
लेनी-देनी पर कुछ मी असर नहीं होता | 

(८ ) अन्य देशों में लगाई हुई लागत पर मुनाफ़ा 
और विदेशियों को दिए हुए क़ज्ञे पर व्याज--जब 
किसी एक देश के निवासी अन्य देशों में लागत लगाते या 
अन्य देशों को रुपया उधार देते हैं, तो वह्द देश उप्त 
लागत के मुनाफे और क्ञ के व्याज के लिये अन्य देशों 
से लेनदार हो जाता हैं । इंगलेंडनिवासियों ने कई करोड़ 
रुपयों की लागत भारत में लगाई है, ओर कई करोड़ रुपए 
भारत-सरकार को उधार दिए हैं, इसलिये इँगलेंड लागत 
के मुनाफ़े ओर कम के ब्याज के लिये भारत से लेनदार 
हो जाता है । 

(& ) देश के निवासियों की अन्य देशों में बचत 
ओर मुनाफ़ा--यदि किसी देश के निवासी अन्य देशों 
में व्यापार या नौकरी करने जाते हैं, तो वहाँ पर बे 
बचत या मुनाफ़ा करके अपने देश को जो रुक्रम मेंजते 


पहला अध्याय श्पू 


5 


हैं, उस रक्तम के लिये वह देश अन्य देशों से लेनदार हो 
जाता है | जैसे, इँगलेंड के निवासी अपना व्यापार 
बढ़ाने या नौकरी करने के लिये संसार के ग्रायः सब देशों 
में जाते हैं, और वहाँ पर वे जो कुछ बचत करके अपने देश 
को भेजते हैं, उस रकम के लिये इंगलेंड अन्य देशों से 
लेनदार हो जाता है । 

( १० ) दूसरे देश के निवासियों का किसी देश में 
सफ़र करने या रहने का खचें-- यदि किसी देश में अन्य 
देशों के निवासी उसकी प्राकृतिक सुंदरता अथवा अच्छी 
आब-हवा या अन्य किसी कारणवश सफ़र करने या कुद्ध 
समय के लिये रहने का आते हैं, ओर श्रमण करने 
अथवा रहने का सब ख़चे अपने ही देशों से मेँगाते हैं, 
तो वह दश उन सब खर्चो के लिये अन्य देशों से लनदार 
हो जाता है- | भारतवप, स्िजरलेंड, इटली ओर फ्रांस 
में बहुत-से विदेशी यात्री अन्य देशों से सफ़र करने या कुछ 
दिन रहने के लिये आते हैं, ओर खर्च अपने देशों से मँगाते 
हैं । इसलिये उक्त चारों अन्य देशां से लेनदार हो जाते हैं। 

( ११ ) अन्य देशों से विशेष 'कर' लेना--यदि किसी 
संधि या खास ठहराव के अनुसार दूसरे देश किसी एक देश 
को विशेष कर” देते हैं. तो वह देश उस “कर! के देने के 
समय दूसरे देशों से लेनदार हो जाता है । इँगलेंड इसी 


ख् । 


कि न 


१६ विदेशी विनिमय 


कार जमनी से विशेप “कर” अथवा युद्ध-दंड प्रतिबर्य वसूल 
(5 


करता हे | इसलिये वह जमेनी से कई करोड़ रुपयों का 
लनदार हां जाता ह । 

(१२ ) देश में विदेशी सरकारों का खर्च--यदि 
अन्य देशों की सरकारें किसी देश में राजनीतिक अथवा 
देश-रक्ता-संबंधी या सैनिक कारणों से कुछ खर्च करती हैं, 
तो वह, देश अन्य देशों से उस खर्चे के लिये लेनदार 
हो जाता है । जैसे, भारत-सरकार इँगलैंड में करोड़ों रुपए 
ग्रतिवष ख़्चे करती है । इस खचे के लिये इँगलेंड भारत 
से लेनदार हो जाता है । 

( १३ ) धमोथ आनेवाली रक्तम--जब किसी देश में 
कोई रक़म या माल घमे या दान के रूप में अन्य देशों से 
आनेवाला होता है, तब वह देश अन्य देशों से उतनी रकम 
का लेनदार हो जाता है । 

उपयुक्त हिसाब में कई मर्दे ऐसी हैं, जिनके संबंध में 
पूरा-पूरा हिसाब नहीं लगाया जा सकता । इसलिये किसी 
भी समय किसी देश के संबंध में ठीक तरह से यह जानना 
के वह अन्य देशों का कितनी रक्तम के लिये देनदार या 
लेनदार है, असंभव है। परंतु यह अंदाज़ अक्सर लगा 
लिया जाता हे कि उसे अन्य देशों से'लेना अधिक है, 
या देना | 


पहला अध्याय १छ 


अब हम आगे के अध्यायों में इन प्रश्नों पर विचार 

करेंगे कि देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार चकाया 

जाता, और उसकी विषमता का, विनिमय की दर पर, 

क्या प्रभाव पड़ता है, विनिमय की दर की घट-बढ़ के 
रच 


क्या कारण हैं, ओर वह किस प्रकार स्थिर रक्खी जा 
सकती है | 


दूसरा अध्याय 


देशों का पारस्परिक लेन-देन किस प्रकार 
चुकाया जाता है ९ 
पिछले अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि कोई एक 
देश अन्य देशों का देनदार या लेनदार किन-किन कारणों 
से होता है।इस अध्याय में हम इस ग्रश्न पर विचार करेंगे कि 
उनके पारस्परिक लेन-देन का भुगतान किस प्रकार होता है । 
विदेशों हुंडी 
संसार के सभ्य देशों में चॉँदी और सोने के सिक्के 
प्रचलित हैं, और उनका लेन-देन इन्हीं सिक्कों में कृता जाता 
है । यदि देनदार को किसी कारण से अप॑ना कर्ज चुकाने 
' का अन्य कोई साधन नहीं मिलता, तो उसे चांदी या सोना 
भेजने के लिये बाध्य होना पड़ता है । परंतु चौंदी-सोना 
भेजने में भेजने का फिराया और बीमे का ख्च भी लगता है । 
यह खर्च भेजनेवाले को देना पड़ता है | इसलिये भेजनेवाला 
यथाशक्ति अन्य किसी साधन का ही आश्रय लेता है। व्यापारी 
लोग इस खच्च से बचने के लिये कई साधनों से काम लेते 
हैं, और इनमें मुझ्य साधन “विदेशी हुंडी है । 


दूसरा अध्याय १< 


देश के आंतरिक लेन-देन में भी हुंडी से काम लिया जाता 
है, परंतु विदेशी लेन-देन चुकाने का मुख्य साधन हुंडी ही 
है| हंडी एक प्रकार का आज्ञा-पत्र है । हंडी लिखनेवाला 
किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह हुंडी 
में नामोज्लेख किए हुए व्यक्ति को, अथवा उस व्यक्ति के 
आदेशानुसार अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को हुंडी में लिखी 
हुईं रक्तम दे दे । जिसके नाम हुंडी लिखी जाती है, वह जब 
उस हुंडी पर हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार कर लेता है, तब 
वह बाज़ार में बहुत सरलता से बेची जा सकती है । हंडिएँ 
दो प्रकार की होती हैं--दशनी ओर मुद्दती | दर्शनी इंडी जिसके 
नाम लिखी जाती है, उसे हुंडी देखते ही उसमें लिखी हुई रकम 
चुकानी पड़ती है | मुद्रती हुंडी की रक्रम मौयाद पूरी होने के 
तीन दिन बाद तक दी जा सकती है। 

विदेशी लेन-देन हुंडियों द्वारा बैंक या बड़े-बड़े सराफ़ों 
की सहायता से चुकाया जाता है | जो देनदार है, जिसको 
अपना क़जे चुकाना है, उसे क़जे अदा करने की मिताी 
पर अपने क्जे चुकाने का इंतज्ञाम करना पड़ता है। मान 
लीजिए, प्रयाग के एक व्यापारी रामदयाल ने फ्रांस से २,००० 
फ्रैंक़ का माल मँगाया। माल की क्रीमत उसे फ्रैक के रूप में 
चुकानी है । यदि किसी बैंक से उसका लेन-देन नहीं है, 
ते वह डाकभर में- जाकर यह जानने का ग्रयक्ञ करता है के 


२० विदेशी विनिमय 


२,००० फ्रैंक का विदेशी मनीऑडर फ्रांस मजा जा सकता 
है या नहीं | यदि भेजा जा सकता है, तो वह मनीओऑडर- 
कमीशन देकर रुपए भेज देता है | परंतु यह मनीओऑर्डर- 
कमीशन बैंक के कमीशन से बहुत अधिक रहता है, इसलिये 
मारी रक्षम को बैंक द्वारा भेजने में ही लाभ होता है । 
रामदयाल भी, जहाँ तक हो सकता हैं, बैक द्वारा ही रुपए 
भेजने का प्रयत्ञ करता है। वह प्रयाग के इलाह्ाबाद-बेंक के 
दफ्तर म॑ जाकर फास पर का हुई २,००० फ्रक को हुडिए 
माँगता है। बैंक अक्सर अन्य देशों पर की हुई हुंडिएँ मौके 
से खरीदकर अपने यहाँ जमा रखते हैं । यदि बैंक के पास 
फ्रांस पर की हुई कुछ हुंडिएँ हैं, तो वह रामदयाल को, 
अपना कमीशन लेकर, बाजार-दर पर बेच देता है । यदि 
उस बैंक के पास ऐसी कोई हंंडी नहीं है, तो वह फ्रांस के 
अपने अढ़तिए के नाम २,००० फ्रैंक की एक॑ हंंडी लिखकर 
रामदयाल को बेच देता है । ऐसी हंडी को अँगरेजी में बेंक- 
डाफ़्ट # कहते हैं। विदेशी मनीझॉडर ओर बेंक कीं हुंडियों 
द्वारा रुपए चुकाने में रामदयाल को एक बड़ी असुविधा यह 
होती हे कि उसे तरत रुपए चकाने पड़ते ढें । इस अ्रसविधा 
से बचने के लिये वह इलाहाबाद-बेक से प्रार्थना करता. है 
कि वह फ्रांस के व्यापारी द्वारा की हुई हंंडो, उसकी 


में 8५॥%-0॥४६. ह 


दूसरा अध्याय 5 6 


तरफ़ से, स्वीकार करना मंजूर कर ले । यदि बैंक रामदयाल 
की स्थिति से अच्छी तरह परिचित है, ओर वह यह समझ 
लेता है. ।के मीयाद पूरी होने पर रामदयाल उस हुंडी का 
भुगतान कर सकेगा, तो बिना किसी जमानत के वह, उचित 
कमीशन पर ही, उसकी तरफ़ से हंडी स्वीकार करना मंजर 
कर लेता हैं | यदि बैंक को, इंडी की रकम के मीयाद पूरी 
होने पर, रामदयाल द्वारा चुकाए जाने का भरोसा नहीं होता, 
तो वह रामदयाल से कुछ जमानत माँगता या उसका कोई 
सामान गिरबी रखने के लिये कहता हैँ । उचित ज्ञमानत 
या गिरवी की रक्रम पाने पर श्रंक उसको एक साख-पत्र#देता 
है, जिसमें वह रामदयाल की तरफ़ से हुंडी को स्वीकार 
करने की प्रतिज्ञा करता है । इलाहाबाद-बेंक चाहें, तो 
इस शर्त पर भी रामदयाल पर की हुई हुंडी खरीदना 
मंजूर कर सकता है कक फ्रांस का व्यापारी उसके साथ में 
ब्रिल्टी+ ओर बीजक भी जमा कर दे | ऐसी साख को ग्रमाण- 
पत्री साख | कहते हैं| यदि उपयक्त शर्त पर इलाहाबाद-बैंक 
साख-पत्र दे दे, तो उसको यह अधिकार रहता है कि वह 
रामदयाल द्वारा उस हुंडी के स्वीकार किए जाने या उसकी 


' * [,0(६67 ०0 ()6036७ 
9] ० १8. 
स्‍, 000प77707497ए (77606. 


(७ है 


२२ विदेशी विनिमय 


ढ 


रक्षम चुकाए जान तक बिल्टी अपने पास जमा रक्‍्खें । 
(5 [का ७ है 9. 


रामदयाल को बैंक से जब तक बिह्टी नहीं मिलेगी, तब तक 
उसे माल नहीं मिलेगा; और यदि माल देश में आ गया, 
तो वह बेंक के गोदाम में पड़ा रहेगा | 
व्यापारिक हुडी 

उपयुक्त उदाहरण में रामदयाल इलाह्मबाद-बैंक द्वारा दिए 
हुए साख-पत्र को अपने फ्रांस के व्यापारी के पास भेज देता 
है । फ्रांछ का व्यापारी साख-पत्र की शर्ते के अनुसार इलाहा- 
बाद-बंक या रामदयाल के नाम २,००० फ्रेंक की मद्दती 
हुंडी जारी करता हे । ऐसी हंंडी को व्यापारिक हुंडी # कद्दते 
हैं। फ्रांस का व्यापारी इस हुंडी को अपने बैंक के पास बेचने 
ले जाता है, ओर उस बैंक को रामदयाल के नाम दिया 
हुआ इलाहाबाद-बैंक का साख-पत्र दिखलाता है | यदि फ्रांस 
का बेंक इलाहाबाद-बैंक की दशा से अच्छी तरह परिचित है, 
तो वह उस हंंडी को खरीद लेता ओर अपने भारतीय अढ़तिए 
के पास भेज देता है। मारतीय अढ़तिया उसे इलाहाबाद-बैंक 
में ले जाता है । बैंक उसे रामदयाल की तरफ़ से, अपनी 
प्रतिज्ञा के अनुसार, स्वीकार कर लेता है। वह स्व॑क्तित 
मुद्रती हूंडी फिर बाज़ार में बड़ी सुगमता से बेची जा सकती 
हे । मुद्दत पूरी होने पर रामदयाल इलाहाबाद-बैंक को रुपए 


# ६ )0॥60/079) 3)! 


दूसरा अध्याय २३ 


दे देता है, ओर इलाहाबाद-बैंक उस हुंंडी के मालिक को, 
जिसने उसे खरीदा है, रुपया चुका देता है | इस व्यापारिक 
हुंडी से लाभ यह हुआ कि फ्रांस के व्यापारी को अपने 
माल के रुपए तुरंत मिल गए, और रामदयाल को माल की 
क्रीमत चुकाने में असुविधा भी नहीं हुई | उसने अपना माल 
छुड्ाकर तीन महीने के अंदर बेच लिया. ओर जो कुछ 
: रक़़॒म आइई, उसे इलाहाबाद-बैंक को, मुद्दत पूरी होने पर, दे 
दिया । ऐसी हंंडियों में अधिक खतरा नहीं है | थोड़ी पूँजी- 
वाले भी भारी व्यापार कर सकते हैं । 

उपयुक्त उदाहरण में यदि मान लिया जाय कि फ्रांस का 
वह बैंक, जिसके पास वहाँ का व्यापारी रामदयाल के नाम 
इलाहाबाद-बैंक का दिया हुआ साख-पत्र ले जाता है, इलाहा- 
बाद-बेंक की स्थिति से परिचित नहीं है, तो ऐसी दशा में 
वह हुंडी को नहीं खरीदता | तब रामदयाल को इलाहाबाद- 
बैंक से यह ग्राथेना करनी होगी कि वह लंदन के किसी 
बैंक या सराफ़ को उसके नाम का साख-पत्र देने के लिये 
राजी करे । इस पर इलाहाबाद-बैंक लंदन के परिचित अपने 
एक प्रसिद्ध बेंक को रामदयाल के संबंध में सब हाल लिख 
देता है, ओर लंदन का बैंक अपनी शर्तें तव करके उचित 
कमीशन पर रामदमाल की तरफ़ से हुंडी स्वीकार कर लेना 
मंजूर .कर लेता है । लंदन का बैंक रामदयाल को इलाद्वाबाद- 


२9 विदेशी विनिमय 


बैंक के जरिए साख-पत्र भेज देता है, ओर उसे रामदयाल 
अपने फ्रांस के व्यापारी के पास भेज देता हैं। फ्रांस का 
व्यापारी लंदन के बेंक के नाम हुंडी लिखकर अपने बेंक के 
पास ले जाता है । वह बेंक, लंदन-बेंक का दिया हुआ साख-पत्र 
दिखलाने पर, उस हुंडी को तुरंत खरीद लेता है । यह भी दूसरी 
तरह की व्यापारिक हंडी है । पहली तरह की व्यापारिक हुंडी 
ओर उपयुक्त इंडी में अंतर यह है कि पहली इंडी उसी देश 
पर की गई थी, जिसको माल भेजा गया था; और यह एक 
तीसरे ही देश पर | जैसा ऊपर के उदाहरण में बतलाया गया 
है कि माल तो फ्रांस से भारतमें भेजा गया, और उसके संबंध 
में हुडी लंदन पर की गई । ऐसी हंंडियों का ग्रचार बहुत है । 
इसका मुख्य कारण यह है कि इंगलैंड के खास बैंकों और सराफ़ों 
ने अपना रोजगार संसार-भर में फैलाकर अपनी साख इतनी बढ़ा 
ली है कि उनके नाम पर की हुई हुंडिएँ संसार में कहीं भी बेची 
जा सकती हैं। इसलिये श्रन्य देशों फे लेन-देन का बहुत-सा भाग 
ग्रायः लंदन पर की हुई छुंडियों द्वारा ही चुकाया जाता है । 
रोज़गारी हुंढी 

व्यापारिक इुंडियों के अतिरिक्त एक और दूसरी तरह की 
इंडियों का उपयोग लेन-देन चुकाने में किया जाता है । 
इनको “'रोज़गारी हुंडिएँ” # कहते हैं । ह 


# एपततत्ताा08 3॥8, 


दूसरा अध्याय २५. 


व्यापारिक इंडियो और इनमें यह अंतर हैं कि व्यापारिक 
हुंडिएँ जिनके नाम पर की जाती हैं, वे या तो स्वयं क्रजदार 
रहते या क्रजेदार की तरफ़ से उसकी स्वीकृति मंजूर करने- 
वाले होते हैं । परंतु रोजगारी हुंडियों में ऐसा नहीं होता । 
इनका लिखनेवाला उलठा उन्हीं का क़जेदार हो जाता है, 
जिनके नाम पर ये लिखी जाती हैं | इन हुंडियों स कभी- 
कभी व्यापार को बड़ा ज्ञाभ पहुँचता है | जो देश अन्न और 
कच्चा माल बाहर भेजते हैं, तथा विदेशों से तैयार माल मैँगाते 
हैं, उनका निर्यात खास-खास महीनों में ही अधिक परिमाण 
में होता हैं; पर आयात बारहों महीने बराबर होता रहता है । 
इस कारण जिन महीनों में नियांत का जाना कम हो जाता 
है, आयात की देनी च॒काने के लिये, काफ़ी परिमाण में, 
व्यापारिक हुंंडिएँ नहीं मिलतीं, और इसी कारण से, जैसा 
आगे के अध्यायों मं बतलाया जायगा, हुंडियों की क्रीमत 
बढ़ी हुई रहती हैं | तब बड़े-बड़े सराफ़ और बेंकर अपने 
विदेशी अढ़तियों और ब्रांच-ऑफ़िसों के नाम हुंडी काटकर 
इस माँग की पूर्ति करते हे, और देश से सोने-चौंदी का 
भेजा जाना रोकते हैं | उनको इन हुंडियो को क्रीमत भी 
अच्छी मिल जाती है | परंतु इन इंडियों द्वारा वे अपने अढ़- 
तियों के क़जदार हो जाते हैं, इसलिये जब हुंडी की मौयाद 


च्े 


प्री होने को आती है, तो उन्हें अपने विदेशी अढ़तियों के 


२६ विदेशी विनिमय 
पास, उसका भुगतान करने के लिये, दशेनी हुंडी या रुपए 
भेजने की आवश्यकता पड़ती है | इसलिये वे बाज़ार में 
डुंडिएँ खरीदने आते हैं । यदि रोज़गारी हुंडियों के 
भुगतान के समय देश से कच्चा माल या अन्न बहुतायत से 
बाहर जाता हो, तो विदेश पर की हुई हुंडिए बहुतायत से 
मिलेंगी; और जैसा कि आगे के अध्यायों में बतलाया जायगा, 
वें कम क्रीमत पर भी मिल जायँगी। इससे वे सराफ़ या 
बेंकर भी लाभ उठा सकेंगे | व्यापारियों को भी इससे यह 
लाभ होगा कि यदि वे इन हुंडियों को ख़रीदने न आते, 
तो इन हुंडियों की पूर्ति की अधिकता के कारण विदेशियों 
को देश के व्यापारियों के पास सोना-चाँदी भेजना पड़ता, 
जो नियांत-व्यापार की मंदी के समय फिर से विदेश वापस 
भेजा जाता | इन रोजगारी हुंडियों के उपयोग से सोने-चाँदी 
के व्यर्थ दुबारा आने-जाने का ख़चे बच जाता है | 

परंतु रोज़गारी हुंडियों से हानि भी अधिक है । कोई-कोई 
ऐसी इंंडियों को बेचकर जो कुछ रक्षम मिलती है, उसे किसी 
ऐसे रोजगार या व्यवसाय में लगा देते हैं, जहाँ से विना 
नुक़सान के उनका आसानी से वापस निकाला जाना नहीं 
हो सकता | इसलिये जब मीयाद पूरी होती है, तो अपने 
पास रक्रम न होने के कारण वे दूसरी इंडी. बेचकर उसके 
चुकाने का प्रयत्ञ करते हैं | यदि ऐसी छुंडिएँ निकालनेवालों 


दूसरा अध्याय र्छ 


को लगातार कुछ दिनों तक नुक्तसान होता गया, जैसा कभी- 
कभी हो जाता है, तो उनकी साख गिर जाती और दिवाला 
निकल जाता है । इसलिये रोज़गारी हुंडियों में लेन-देन 
करनेवालों को सदेव सावधान रहना चाहिए | 
यात्रियों की हुंडिएँ 

जब कोई यात्री विदेश जाता है, तो अपने साथ में अधिक 
रुपए रखना पसंद नहीं करता । वह पहले यह हिसाब लगा 
लेता है कि उसे विदेश में कितने रुपए लगेंगें। उतने रुपए 
वह प्रायः ऐसे साहूकार के पास या बैंक में जमा कर देता 
है, जो उसे निर्दिष्ट स्थानों पर, अपने अढ़्तियों द्वारा, आव- 
श्यक परिमाण में, रुपए देना स्वीकार कर ले । साहुकार या 
बेंक उसे अपना साख-पत्र देते हैं, जिसमें विदेश के मिन्न- 
भिन्न अढ़तियों के नाम ओर पूरे पते लिखे रहते हैं, और 
यह भी लिखा रहता है कि कितने रुपयों तक की यात्री की 
हुंडिएँ, साहक्दार या बेंक की तरफ़ से उनके अढ़तियों द्वारा, 
भुगताई जायेँ | इस साख-पत्र पर यात्री के हस्ताक्षर भी रहते 
हैं । जब यात्री विदेश में जाता है, और उसे रुपयों की 
आवश्यकता होती है, तब वह उस साख-पत्र से उस स्थान के 
अढ़ंतिए का नाम और पता मालूम कर लेता है; और अपने 
साहुफार या बैंक: के नाम पर एक इंडी लिखकर अढ़तिए के 
पास, ले जाता है। यह साख-पत्र पर किए हुए यात्री के हस्ता- 


श्च विदेशी विनिमय 


क्षर से इंडी पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान करता है: 
ओर यदि हुंडी म॑ लिखी हुईं रक्म साख-पत्र में लिखी हुईं 
रक्तम से कम होती है, तो उसे अपने बेंक या साह्कार की 
तरफ़ से स्वीकार कर, उस्त यात्री को रुपए दे देता और सूचना 
के लिये इस बात को साख-पत्र पर भी लिख देता है | इस 
प्रकार यात्री को मिन्न-मिन्न स्थानों में आवश्यकतानुसार रुपए 
मिलते जाते हैं, बशर्ते फि उसको जो रक्तम सब अढ़तियों से 
मित्न चुकी हो, साख-पत्र में लिखी हुई रक्तम से अधिक न 
हो | इस साख-पत्र से बड़ा भारी लाभ यह होता हैं कि यात्री 
को रुपए-पैसों की जोखिम नहीं उठानी पड़ती | उसे इस 
प्रकार के साख-पत्र प्राप्त करने के लिये साहूकार या बेंक को 
प्रायः आधा प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है| इन साख- 
पत्रों के आधार पर जो हुंडिएँ जारी की जाती हैं, उन्हीं 
को यात्रियों की इंंडी! कहते हैं, ओर उन्हीं के द्वास कई 
यात्रियों का विदेश में खचे वसूल किया जाता है। 
भारत-सरकार की हुंडिएँ 

भारत में कोई प्रामाशिक सिक्का अर्थात्‌ ऐसा सिक्का, जो 
देश में स्वतंत्र रूप से ढाला जाता हो, ओर जिसका बाहरी 
और धात्विक मूल्य बराबर हो, न होने के कारण मारत- 
सरकार को भी विदेशी व्यापारिक लेन-देन च॒काने में सहायता 
पहुँचानी पड़ती है | जब इगलैंड में भारत पर क्री हुई हंडियों 


दूसरा अध्याय २८ 


[३० अर 


की माँग अधिक रहती है, ओर भारत के किकल की मात्रा 
कम होने के कारण इन हुंडियों का बाज़ार में अभाव रहता 
है, तो भारत-सचिव लंदन में मारत-सरकार के नाम हुंडिएँ 
बेच्॒कर बढ़ती हुई विनिमय की दर को अधिक बढ़ने से 
रोकते हैं । ऐसी हुंडियों को 'भारत-सरकार का हुंडी? या 
'कौंसिल-बिल' & कहते हैं | इसी तरह जब भारत में लंदन 
पर की हुई हुंंडियों की मोँग अधिक रहती है, और देश से 
निर्यात की कमी के कारण विदेश पर की हुई हुंडियों का 
अभाव रहता है, तो भारत-सरकार भारत-सचिव के नाम पर 
इूंडिएँ बेचकर गिरती हुई विनिमय की दर को अधिक गिरने 
से रोकती है | ऐसी हुंडियों फो उलठटी हुंडिएँ या “रिवसे- 
क्रींसिल' | कहते हैं | अर्थात्‌; इन हुंडियों का उपयोग भी 
भारत का लेन-देन चुकाने में किया जाता है। कभी-कभी 
भारत-सरकार इन्हें काफ़ी मात्रा में बेचने में असमर्थ हो 
जाती है, और तब उसका विनिमय की दर पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है, यह अगले अध्यायों में प्रसंगानुसार बतलाया 
जायगा । 





अर का ' कम तन के>ममकथक. गाना रमआओ कनकनमन्‍नकमर ताक, 


ैलन्‍न्‍ननकरकन जआ४७4७४७७8७७285७5% ४७७७-७७ ७७०३७; +०५३००५+७०७३३७७५७५»७० «सन >प+कमवसन- ५ ।ह कक नाम»न्‍>ज 7की+-3क५-+०+% की ध उभानकनरी 3५. पकने 4 जनाका तप साधक ऑफ न. कनाा ०३ %+3५०3%«अ+म %६. ;क मम का 


(१०४४०) 8॥], 
/+ 3688786 (>0प॥0०, 


तीसरा अध्याय 


देशों का पारस्परिक लेन-देन किस 
प्रकार चुकाया जाता हे ५ 

पिछुले अध्याय में हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया है 
कि किसी देश का कोई मनुष्य अपना विदेशी क्रजे कई प्रकार 
की हुंडियों द्वारा किस प्रकार अदा कर सकता दे । उसमें 
हमने भिन्न-भिन्न प्रकार की हुंडियों के समझाने का भी प्रयत्न 
किया है। अब इस अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्न 
करेंगे,कि दो अथबा तीन देशों का पारस्परिक लेन-देन इन 
हुंडियों द्वारा किस तरह चुकाया जाता है । 

दो देशों का ल्न-देन 

मान लीजिए, किसी समय इँगलैंड और अमेरिका का 
पारस्पारिक लेन-देन बराबर है। अर्थात्‌, इंगलैंडवासियों ने अमे- 
रिंका से १० करोड़ पोंड का माल मँगाया, और अमेरिकावासियों 
ने उतना ही माल इंगलेंड से मँगाया | ऐसी दशा में लेन-देन 
किस प्रकार से चुकाया जायगा, यह नीचे दिया जाता है#--- . 


जिााााााााााभाभा सा इअ अमल नल 


# कीष्ठक में दिए हुए (२), (१), (४ ) और (३ ) नंबरों को 
संख्याक्रम से पढ़ना चाहिए, अ्रथोत्‌ पहले ( १ ), तब (२), डर 6३ ), 
श्रोरअंत में ( ४) 


तीसरा अध्याय ३१ 





रा बैक चर 
अमरिका ईंगक्ंड 


“ईंगलड से बजहँगलेंड को | सनश्रमेरिका से | ड 5 अमेरिका 
मात्ष संगाने- माल स मात्र मसेगान-| को माल भेजने- 
वाल्वे वाले 
। 


अऑलन्‍भनिनि लिन नखजख अत 





पा, 


१० करोड़ पोंड, १० करोड़ पॉड, १० करोड़ पॉड| १० करोड़ 


(२) अ, स के (१) ब, स के | (७) स हुंडियों। (३) डू इन 


नाम पर की हुई| नाम पर १० | की रक़म ड॒ को | हुंडियों की रक़्म 
हुंडिएू.. ख़रीद-| करोड़ पोंड को | दे देता है। । सत॒ से वसूल कर 
कर ड॒ को | हुंडिएँ जारी लेता हे । 


कह पे अप 
भजता ह ॥ करता है । 





उपयुक्त उदाहरण में यदि इंडियों का उपयोग न किया 
जाता, तो अर को ड के पास १० करोड़ पोंड का सोना 
अथवा चाँदी, अमेरिका से इँगलैंड भेजनी पड़ती, और स 
को दस करोड़ पोंड का सोना या चांदी ब के पास इँगलेंड 
से अमेरिका भेजनी पड़ती । इससे सोने-चाँदी के लाने और 
ले जाने में व्यय खर्च लगता | इस खचे से बचने के लिये 
अमेरिका से माज्न भेजनेवाले सोदागर ब, अमेरिका से माल 
मेंगानेवाले इंगलैंड के व्यापारी स्॒ के नाम १० करोड़ पोंड की 


३. ३०७ €+. 


३२ विदेशी विनिमय 


हुंडी निकालते हैं | उस समय इँगलैंड से माल मैँगानेवाले अमे- 
रिकावासी व्यापारी श्र कों १० करोड़ पोड हेगलेंड भेजना 
रहता है । इसलिये वह (अ ) ब्‌ द्वारा की हुई हुंडिएँ 
ख़रीद लेता है | इस प्रकार ब॒ को अपना रुपया तुरंत मिल 
जाता है। फिर अमेरिका का व्यापारी ( श्र ) इगलेंड के उन 
सौदागरों ( ड़ ) को, जिनसे उसने माल ख़रींदा है, ये सब 
डुंडिए भेज देता है, ओर ड उन हंडियों की रक्तम अमेरिका 
से माल मेंगानेवाले अँगरेज़ व्यापारी (स्व ) से वसूल कर 
लेता है | इस प्रकार ह॒ को मी अपना रुपया मिल जाता है; 
ओर दोनों देशों का करोड़ों रुपयों का पारस्परिक लेन-देन 
भी, एक देश से दूसरे देश में सोना-चाँदी भेजे बिना ही, 
इंडियों द्वारा चक्का दिया जाता है । 

उपयुक्त उदाइरण में यदि ब्‌ के बदले ड ही अ के नाम 
पर १० कराड़ पॉड की हुंडिएँ जारी करे, तो उसका परि- 
णाम मी ठीक वैसा ही होगा | ऐसी दशा में स उन हुंडियों 
को ख़रादकर ब्‌ के पास भेज देगा, और ब उसकी रक्रम 
अ से वसूल कर लेगा । इसी उदाहरण में, यदि पहले ठहराव 
के अनुसार ब॒ केवल ७ करोड़ पॉंड की हुंडिएँ ही स के 
नाम जारी करे--जैसा कि होना बहुत संभव है---तो किर 
ढ़ तीन करोड़ पॉड की हुंडिएँ झ के नाम जारी करेगा। 
ऐसी दशा में सात करोड़ पॉड का पारस्परिक लेन-देन दँगलेंड 


तीसरा अध्याय ३३ 


65५ 


पर की हुई हुंडियों द्वारा, ओर तीन करोड़ पौंड का अमेरिका 
पर की हुईं हुंडियों द्वारा चुकाया जायगा । इँगलेंड के बेंकरों 
ओर सराफ़ा की प्रसिद्धि के कारण साधारणतः इँगलेंड पर ही 
अधिक हुंंडिएँ निकाली जाती हैं | 

उपयुक्त उदाहरण में यह मान लिया गया है कि दोनों 
देशों की लेनी-देनी बराबर है | परंतु ऐसा कमी नहीं 
होता । लेन-देन की कुछ-न-कुछ विषमता हमेशा ही रहती 
है| अब यदि यह मान क्षिया जाय कि किसी समय दोसनों 
देशों का पारस्परिक लेन-देन बराबर नहीं है, तो उस 
व्यापारिक विषमता ( -99)870०06 ०6 47४४० ) के चकाने के 
लिये या तो रोजगारी हुँडियां का उपयोग करना पड़ेगा, या 
आंधिक क़ज़दार देश को कछ सोना-चादा भेजनी पड़ेगी। 
मान लीजिए, अमेरिकावासियाँ ने इंगलेंड से १० करोड़ 
पौंड का माल मँँगाया, और < करोड़ पॉंड का भेजा । अब 
दोनों देशों का १८ करोड़ पॉंड का लेन-देन तो इँगलैंड पर 
की हुई < करोड़ पोड की व्यापारिक इुंडियों द्वारा चुका दिया 
जायगा, और शेप एक करोड़ पॉौंड की देनी चुकाने के लिये 
अमेरिकावासियों को एक करोड़ पॉंड की रोजगारी हुंडिएँ 
या सोना-चाँदी इंगलेंड भेजना पड़ेगा। आगे कोष्ठक में यही 
ब्रत स्पष्ट रूप से बतलाइ जाती हैँ के उपयुक्त दशा म दा 
देशों का पारस्परिक्र लेन-देन किस ग्रकार चुकाया जाता ई--- 








३४ विदेशी विनिमय 
अमेरिका इंगलेड 
अ-इईँगलेंड से बजईंगलड को. सतन्‍अमेरिका| डुल्‍"्अमेरिका | 





5 


















| मात्र मेंगाने- | माज्ष भेजने- | से माल मैँगाने- को माल भेजंने-| 
| बाले वाले वाले वाल्ले 
। १० करोड़ पोंड| & करोड़ पोंड | $ करोड़ पोंड | १० करोड़ पौंड 
(९) अ, ब | (१) ब,स के | (४)सअपने | (३)ड £ 
द्वारा स परकी | नाम पर & | पर व द्वारा की | करोड़कीहुंडियों 
हुई # करोड़| करोड़ पोंड की | हुईं हुंडियों की | की रक़म स से 
पोंड की हुंडिएँ | हुंडिएूँ जारी | रक़म ड को | वसूत्ञ करता है | 
ख़रीदकर डको| करता है । | चुका देता है।। (६) ड को 
भेज्न देता है।' एक करोड़ पॉड 
(५) अ एक की रोज़गारी | 
करोड़ पोंड की हुंडिएँ अथवा 
रोज़गारी हुंडिएँ सोना-चौदी अर 
अथवा सोना- से मिलती है । 
चांदी ड॒ को 
मेजता है। | 
237 जन कम मलिक. 


तूचना-उपयुक्त कोष्ठक में दिए हुए (२), (५), (१) (४), (३) और 
(६) नबरो को क्रमाठुसार पढ़ना चाहिए, अर्थात्‌ पहले (१), फिर (२), 
(३) (४) श्रादि । 


तीसरा अध्याय ३५ 


उपयुक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि ब, स के नाम पर 
£ करोड़ पॉड की हुंडिएँ जारी करता है, जो श्र द्वारा 
खरीदी जाकर ड के पास, स से रक्तम वसूल करने के लिये, 
भेज दी जाती हैं | जब स॒ इन हुंडियों की रक्तम चुका देता 
है, तो दोनों देशों का १८ करोड़ का लेन-देन अदा हो जाता 
है | परंतु अ, ड का एक करोड़ पोंड का देनदार अभी रह 
ही जाता हैं। इसके लिये उसे ( अ ) एक करोड़ पौंड की 
रोजगारों हुडिएँ अथवा सोना-चाँदी ड के पास भेजना पड़ता है। 

तीन देशों का लन-देन 

अब हमको तीन देशों के पारस्परिक लेन-देन का बिचार 
करना हैं । मान लीजिए, अमेरिकावासियों ने इंगलेंड से 
२० करोड़ पौंड का ओर भारत से ३० करोड़ का माल 
मैंगाया, और भारत को २० करोड़ का तथा इँगलेंड को 
तीस करोड़ का भेजा । इँगलेंड ने अमेरिका और मारत 
से तीस-तीस करोड़ पोंड का माल मँगाया, ओर बीस 
बीस कगेड़ पौंड का भेजा; तथा भारत ने इँगलैंड और 
अमोरिका से बीस-बीस करोड़ पांड का माल मेँँगाया, और 
तीस-तीस करोड़ पांड का भेजा | यदि यह भी मान लिया 
जाय कि भारत ओर अमेरिका का सब लेन-देन इँंगलेंड के 
जरिए होता है, न्तों इन देशों का लेन-देन अगले पृष्ठों पर 
दिए हुए कोष्ठक के अनुसार चुकाया जायगा-- 


३६ विदेशी विनिमय 


“0६४ ७७७७७ पा काल कक 

अमारका इंगल्लड 

झआ>हँगलेंड और बहँगलैंड ओर. | खजन्‍्ञमेरिका और 
भारत के देनदार | भारत से लेनदार | भारत के देनदार 








नननननानानलीकिननन कान 





४० करीड़ पा ४० करोड़ पे ड ६० करोड़ पोंड 





| ईंगल्ेंड के| भारत के | ईंगलेंड से| भारत से अमेरिका 
।२० करोड़ ३० करोड़ | ३० करोड़२० करोगे 

।क्‍ पाड | पे >> पॉंड पींड रा प।ड। पाड । 
(२) आ, स॒ के नाम (१) ब, स के नाम (5) सतत, वे क्वारा की | 
| पर की हुईं ९० करोड़ | पर €० करोड़ पॉड | हुई२०कारेड़ की हुंडी | 
का हाडएण यू से ख- | के। डुंडी जारी क- आ रकम ड का चुका | 
। रांद खेता ढे। आर | रता हू । देता । 
।(३) उनमें से २० (१०) स, थ द्वारा की | 


| 
। 

| करोड़ की हुंडी चह हुई तीस कराड़ की। 
शेष हुडी की रक़म ड़ | 








हु को भेज दता है । 

| (६) छ शेष तीस को चुका देता है। | 
। कराड़ की हुंडी ख (१४) साख द्वारा की | 
| को भेज देता हं हुई दूस करोंड की। 
। डुडा की रक्त छू का। 


चका देता है | 

(१९) स्व, ख को या 
तो २० करोड़ पांड का । 
साना जज दता है,य।। 
अपने भारतीय अढ़- | 
तियों के नाम की हुईं | 
रोज़गारी हुडिए अ-। 
थवा कालिल्ष-बित्न | 
भसज दत्ा है । । 


सूतरना-7४ २६ और ३०पर दिए हुए दं।नों क.हुकों के (१) से (१६) 


तक के चंबरां का क्रमाउसार पढ़ना चाहेए, अथांत्‌ पहले (११) फ्र 
(२), (३), (४) आदि " 


हर 





थक हि थक जी अर अली कल मल, 3 2 कल 3. लीन आन कम ,3...कहक-2 ८. डक 3७->कन.७१७७+९क७५>-सा33- ५. «ननक-. >>3-+3-3 >>. ५-+3--: २८७ 3०2५५ न्‍लननननननना-+4>+-ा+--७3५५+3क-का७... ५... रॉक. <७--आफर-॥>5.3.#.. 


इस्स्कर+ तन + 











8" >प्यतकान॥/ध५ ७ “पा एंड: मे काक का उन परत तभ कप )07%:३/००+ | हपकादाफ़ (७। था ३0 )जाम "शा िल का सा ाभर्ाआफमोडम पक पएंककर, 


इंगर्लड 


डु-्अभेरिका ओर 
भारत से छेनदार 


अिननिनत लता लजडल.. 55% 


. ४० करोड़ पॉड 





है, किक 
३२३ 


पॉंड 


कम... ऑरमकक उनानन ली वननिनन-ननत- 


कर 
रोड पॉड 


(४) हर को झ से २० 
करोड़ की हुंडिएँ स॑ 
के नाम मिलती हैं, 


जिसकी रकम वह से | सख्त से ख़रराद लेता | मिलती हैं, जिसे बद्ध 
ञ घे, रे ० ७. रु ह ह 
है, ओर ड॒ को भेज | क को बेच देता है। 


कट बट 
से वसूत्न कर लेता है | 
(£) ड को क से तीस 


करोड़ की हुंडिएँ स। (१२) क, स के नाम | ३० करोड़ की हुंडी | 


के नाम मिलती हैं, | 


जिसकी रक़म को वह 
स से वसृत्त॒ कर 
क्षता है । 


कर लेता है । 


अमेरिका । भारत से | अमेरिका 
वे २० क- २० कराड | छू २० कृ- २० करांड 


जन >> ५०-०० किफ-क्लल*-कल्भक कलर “बा.” 


करोड़ की 

| खर्रादकर ड़ 

| भेज देता है । 
(१३) ड को क से दस | 

| करोड़ की इुंडिए स| 
के नाम पर की हुई। 
मिलतो हैं, जिसकी | 
रक़्स़ वह स से बसूल | 

















तीसरा अध्याय ३७ 
भारत 

कम्ञ्म रेका ओर | खन्अमेरिका आर 

इूंगलड के देवदार | इंगलंड से लेनदार 


शीिलख्लन जी 











४० करोड़ पोंड ६० करोड़ पांड 





अमारका इगल्नंड स 
से ३० क-३० करोड़ 
राड़ पांड | पांढड 


इगदसड के 








राड पाड़ पाड 





(८) क, स॒ के नाम | (७) ख को अ से ३० 
पर ब द्वारा की हुईं | ऋगोड़ की हुंडिए सर 
३० करोड़ की छुंडिएँ के नाम पर की हुईं 


देता है । (११) ख, स॒ के नाम 
ख द्वारा की हुईं दस | जारी करता है । 
हुडी (१६) ख को बीस क- | 
को (रोड़ पोंड का सोना, | 





रोज़गारी हुंडए अ-; 
थवा कासिल-बिल् | 


का] 


सस्‍स सामदकत ह | 





३८ विदेशी विनिमय 


उपयुक्त कोष्ठक में एक बात ध्यान देने-योग्य यह है कि 
इँगलेंडवासियों ने यहाँ केवल ६० करोड़ पौंड का ही माल 
बाहर से मेंगाया, और केवल ४० करोड़ पोड का बाहर भेजा । 
इस तरह तो वह बाहर॒वालों का २० करोड़ का देनदार है, 
परंतु उधर वहाँ के बैंकरों के भारतीय ब्यापारियों की तरफ़ 
से हुंडिएँ स्वीकार करने के कारण, इंगलेड दूसरे दोनों देशों 
का भी ६० करोड़ पौड का देनदार अलग ही होता और 
साथ ही वह ६० करोड़ पौड का लेनदार भी रहता है । 

इस कोष्ठक से निम्न-लिखित बातें भी मालूम हो जाती हैं--- 
अमेरिकावासी लेनदार ब॒ पहले ५० करोड़ पॉंड की हुंडिएँ 
इईंगलेंडवासी देनदार स के नाम पर जारी करता है, और 
वे अमेरिकावासी देनदार ञआ द्वारा खरीद ली जाती है। 
उनमें से २० करोड़ की हुंडिएँ अर इँगलेडवासी लेनदार 
ड को भेज देता है, और ड, स से उनकी रकम वसूल कर 
लेता है| अ अपने पास की तीस करोड़ की शेष बची हुई 
हुंडिएँ अपने भारतीय लेनदार ख्र॒ को भेज देता है| ये तीस 
करोड़ की हुंडिएँ भारत में क द्वारा ख़रीदी जाकर डके पास 
भेज दी जाती हैं, और ड उसकी रक्रम स से वसूल कर लेता 
है | इतना सब हो चुकने पर अमेरिका का लेन-देन तो अदा 
हो जाता है, परंतु भारत के व्यापारी ३० करोड़ पौडके 
इंगलेंड से लेनदार और दस करोड़ पौंड के देनदार रह 


तीसरा अध्याय ३६ 


जाते हैं| ऐसी दशा में मारतीय व्यापारी ख अपने देनदार 
स के नाम १७० करोड़ पोंड की हुंडिएँ जारी करता है । 
असल में ख, स से लेनदार तो ३० करोड़ पौंड का है, तो 
भी वह केवल १० करोड़ पोंड की हुंडिएँ इसलिये जारी 
करता है कि दस करोड़ पाँड की हुंडियों से अधिक की 
माँग भारत में न होने के कारण सेभवतः उससे अधिक की 
हुंडिएँ भारत में बिक नहीं सकतीं | इसलिये ख्‌ अपने देन- 
दार स को शेष रक्रम ( २० करोड़ पौंड ) सोना-चाँदी, 
रोजगारी हुंडी या कॉंसिल-बिल के द्वारा भेजने के लिये 
सूचित कर देता है । इँगलेंड का भारतीय देनदार क। ख 
द्वारा स॒ के नाम पर जारी की हुईं १० करोड़ पॉौंड की 
हुंडिएँ ख़रीदकर अपने लेनदार ड॒ को भेज देता है, और ड 
उसकी रक्रम स से वसूल कर लेता है । स बीस करोड़ की 
रकम सोना-चौंदी, रोजगारी हुंडिएँ अथवा कोंसिल-बिल 
द्वारा ख को भेज देता है, और इस हिसाब से लगभग 
३०० करोड़ पॉड का इन तीन देशों का लेन-देन, अधिक- 
से-अधिक २० करोड़ पोड की सोना-चाँदी एक जगह से 
दूसरी जगह भेजने पर ही, बहुत आसानी से इुंडियों द्वारा 
चुका दिया जाता है । 
कई देशों का केन-देन 

यदि किसी देश का व्यापार अथवा लेन-देन दो से अधिक 


9० विदेशी विनिमय 


देशों के साथ हुआ--जैसा कि हमेशा होता रहता है---- 
तो लेन-देन के चुकाने के तरीकों में कुछ भी फ़क्न नहीं 
पड़ता | हंंडियों का व्यवहार ऊपर-लिखे अनुसार किया जाता 
है, और जहाँ तक हो सकता है, प्रत्येक व्यापारी सोने- 
चौँदी के भेजने के ख़चें ओर जोखिम से बचने का भरसक 
प्रयत्ञ करता है । 

इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर हम अगले अध्याय 
में यह बतलावेंगे कि टकसाली दर ( ४96-%9५० )ओर स्वणे- 
आयात-निर्यात-दर क्या है, विनिमय की दर किन-किन 
बातो पर निर्भर रहती, और लेन-देन की विषमता का उस 
“पर क्या प्रभाव पड़ता है । 


३५२ 
चांथा अच्याय 


टकसाली और स्वणे-आयात-नियात-द्र 
टकश्ताली दर 

संसार के अधिकांश देशों म॑ सोने का सिक्का प्रचलित है। 
यह प्रामाणिक # सिक्का रहता है, ओर कानूनन्‌ अश्य | 
माना जाता है । उसके बाजारू और धालत्विक मूल्य में 
विशेष अंतर नहीं रहता | ऐसे सिक्के में कितना सोना होना 
चाहिए, और उसका कया वज्जन होना चाहिए, ये बाते 
प्रत्येक देश में कानून द्वारा पहले ही नियत कर दी जाती 
हैं | तब उतने ही वज़न और उतने ही असली सोने के 
सिक्के टकसाल में ढाले जाते है | ऐसे देश में जनता को भी 
यह अधिकार रहता है कि वह चाहे तो अपने पास का 
सोना टठक्साल में ले जाय, और ढालने का खच देकर, 
या कहीं-कहीं विना खचे दिए ही, सोने के उतने सिक्के ले 
ले, जिनके असलो सोने का मूल्य उसके दिए हुए सोने के 
मूल्य के बराबर होता हो । 


| 











कं कप 
# 30६70 (!00. 


४ [,०/थ) पए७/067, 


सके. 33००० नमन मननमका-क फनी "मनन ५. नमन नि» भन नाम 3५५+ 3 न७-+ल>4+4 जब ना “नमन का फन- परम क अपन लक. 
किन निनलिन लक न नकल आल नल माााााााााााारभााा रु] ४2७४७७७एाााएा अ+-अरकरतन-ाल-मम«मभमकम नव कम कक “मन पान कसी ३४५५७++ मान +पी कक कक 


४२ विदेशी विनिमय 

ऐसे दो देशों के बीच की, जिनमें सोने का प्रामाणिक 
सिक्का प्रचलित हो, टकसाली दर वह है, जो उन दोनों 
देशों के सिक्कों के असली सोने के परिमाण का संबंध 
बतलाती है | फ्रांस और इँगलेंड, दोनों देशों में सोने के 
प्रामाणिक सिक्के प्रचलित हैं| फ्रांस के सिक्के को फ्रेंक कहते 
हे, ओर इँगलैंड के सिक्के को पौड | इन दोनों देशों की ठक्क- 
साली दर क्या होगी ? इन्ही सिक्कों के असली सोने के परि- 
माण का संबंध | उस दर से यह विदित होगा कि एक 
पौंड में जितना असली सोना रहता हैं, उसके यदि फ्रेंक- 
पसिक्के ढाले जायें, तों कितने सिक्के बनेंगे, अथवा उतना 
सोना कितने फ्रेंक-सिक्कों में मिलिगा | यह जानने के लिये 
कि इन सिक्कों में कितना असली सोना रहता है, इन देशों 
के ठकसाल-संबंधी क़ानून को जान लेना आवश्यक है 
इँगलेंड के पाड में ७.<€ प्रेम स्टेंडर्ड-सोना' रहता है, 
"जिसमें ६३ भाग असली सोने का होता हैं । इस भ्रकार 
प्रत्येक पौंड में सोने का परिमाण ७-४६ »८ ११ ग्रेम रहता 

श्र 

है। फ्रांस के कानून के अनुसार ९०० ग्रेम असली सोने 
से ३१०० फ्रेंक-सिके ढाले जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक 
फ्रेंक में #₹«७ भेम असली सोना रहता है" । अब थह् 
आसानी से जाना जा सकता है कि कितने फ्रुंकों श्रें असली 


चौथा अध्याय 


४३ 


सोने का परिमाण ७-<& »%< ११ ग्रेम होगा | वह संख्या 


१६ 


७-९९ » ११ » ३१०० फ्रैंक, अर्थात्‌ २५-२२५ फ्रेंक 


१२ ८ <०० 


का 


है, और यही पॉंड की फ्रैंक में ठकसाली दर है । 


संसार के कुछ देशों की टकसाल्ली दर 


उपयुक्त रीति से इँगलेंड की अन्य देशों के साथ टकक- 
साली दर क्या है, यह निकाला जा सकता हैं| वह नचि- 


लिखे अनुसार है--- 
इँगलेंड और फ्रांस १ 
४»... 9» जमेनी ो 
8. 9४3 आस्टिया १ 
3». ४3 इंठली ! 
११ ११ अमेरिका १ 
की 8». ठर्की ९ 
५». 93 दलेंड १ 
.».. 3 बेलजियम १ 
७... »3नोर्वे तथा स्वीडन १ 
५. 93. अस(यूनान)?१ 
७» ०), जापान १ 


पांड>२५-२२५ फ्रेंक 


7) 


934 


-२०'४०३० मार्क 
न्‍+२9-०२० क्रोन 
-++२५'२२५ लायर 
८5: ०:८५५६ डालर 
-. ११० पियास्टर 
--१२.१०७ पफ़्लारिन 
-++२५*२२५ फ्रेंक 


, ++१८-१५६८ क्रोनर 


+२५-२२५ ड्ाम 


येन-२४-५८० पेंस 


४४ विदेशी विनिमय 
अमेरिका ओर संसार के कुछ देशों की टकसाली दरें नीचे- 
लिखे अनुसार हैं--- 
अमेरिका और इँगलेंड १ पौंड-७*८६६ डालर 
४... 5 पेरिस १ झोेंक१६-३० सेंट « 
५. 9 इटली १ लायर-१८:३० ,, 
,».... ,3रनर्वे तथा स्वीडन १ क्रोनर--२६*८० ,, 
५. ७» जापान १ येन ७9८६-८५ ,, 
».... 9 जमेनी १ मार्केऋरे३-८३ ,, 
भारत में सोने या चौंदी का कोई प्रामाणिक सिक्का न 
होने के कारण यहाँ के सिक्कों की अन्य देशों के सिक्कों के 
साथ कोई टकसाली दर नहीं है। «5 
उपर्युक्त टकसाली दरें बदलती नहीं है ; क्‍योंकि वे तो 
सिक्कों के असली सोने के परिमाणों का संबंध-मात्र हें । 
ओर, जब तक सिक्को में असली सोने का परिमाण नहीं 
बदलता, तब तक टकसाली दरें भी नहीं बदल सकती | परंतु 
ऐसे दा देशों में, जिनमें एक में तो सोने का प्रामाशिक सिक्का 
प्रचलित हो और दूसरे में चाँदी का, टकसाली दर हमेशा 
बदलती रहती हैं; क्योंकि चादी की क्रीमत सोने मे हमेशा 
ही बदलती रहती हैं । ऐसी दशा में ठकसाली दर उसी 
अनुपात में घटती बढ़ती है, जिस अनुपात में चौँदी की सोने 
# १०० सेंट-१ डालर । 


चौथी अध्याय ५प्‌ 


में क्रीमत घटठती-बढ़ती है | भारत में यही दशा सन्‌ १८६३ 
के पहले थी । हमारा चाँदी का सिक्का--रुपया---उस समय 
प्रामाणिक सिक्का था, ओर अन्य देशों के ग्रामाशिक सिक्के 
सोने के थे । जैसे-जैसे भारत में चाँदी की क्रीमत उस समय 
बदलती गईं, वेसे-वैसे हमारी ठकसाली दर भी बदलती गई । 
परंतु अब तो भारत में को३ प्रामाणिक सिक्का है ही नहीं। 
रुपए की वाज़ारू क्रोमत उसमें लगी हुईं चाँदी की क्रीमत 
से अधिक है | इसलिये अब तो भारत ओर अन्य देशों के 
बीच में कोई टकसाली दर रह ही नहीं गई । परंत भारत- 
सरकार ने क्रानन बनाकर रुपए की दर शिक्लिंग-पंस में नियत 
कर दी है, ओर वह उसको बनाए रखने का प्रयत्न भी ग्राय 

करती रहती है | संवत्‌ १<७७( सन्‌ १६९२० ) के पहले 
भारत की टकसाली दर १ रुपया-१ शिं० ४ पेंस थी | 
अब वहीं १ रुपया5२ शिलिंग है । पुरानी दर को संवत्‌ 
१६९७७ (सन्‌ १९२०) में बदलने के क्या कारण थे, और 
अब इस नवीन दर के बनाए रखने म॑ सरकार इस समय क्‍यों 
असमथ है, इन सब बातों पर अन्य किसी अध्याय में विचार 
किया जायगा | परंतु यहाँ यह बतला देवा हम आवश्यक 
समझते हैं कि विदेशी विनिमय की दर ज्ञानने के लिये भिन्न- 
मिन्र देशों की. ठकसाली दर का जानना बहुत आवश्यक है ; 
व्योक्के साधारण दशा में विनिमय की दर और टकसाली 


9६ विदेशी विनिमय 

दर में बहुत कम अंतर रहता है | लेन-देन की विषमता के 
अनुसार कमी वह दर ठकसालो दर से थोड़ी कम रहती है, 
ओर कभी अधिक हो जाती हे । 

स्वरण-आयात-नियोत-दृर 
अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि विनिमय की” 

दर पर किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता है। यदि दोनों 
देशों में प्रामाणिक तिक्‍्के प्रचलित हों, ओर सोने-चौंदी के 
भेजने ओर मैंगाने में किसी तरह को रोक-ठोक न हो, तथा 
काग्रज़ी मुद्रा ( नोटों ) का अषिक परिमाण में प्रचार न 
किया गया हो, तो विदेशी दशनी हंंडियों की दर किस तरह 
से स्थिर होगी, यह नीचे बतलाया जाता हैं| मान लीजिए, 
किसी समय फ्रांस के लेन-देन की विषमता उसके प्रतिकूल 
है, अथोत्‌ फ्रांस के व्यापारी इँगलैंड के व्यापारियों के लेनदार 
की अपेक्षा देनदार अधिक है । ऐसी दशा में फ्रांस में इँगलैंड 
पर की हुई हंंडियो के खरीदार अधिक होंगे, ओर बेचने- 
वाले कम । डुंडियों की पूर्ति माँग से कम होगी। अयथेशाख्र के 
सिद्धांत के अनुसार इस कमी का फल यह होगा कि इँगलैंड पर 
की हुईं दशनी हंंडियों की क्रीमत फ्रैंक में बढ़ जायगी, और 
फ्रांस का प्रयेक खरीददार एक पोंड की हंंडी के लिये २५९१२ 
फ्रैंक स अधिक देंने को तैयार हो जायगा, | मरंतु यह दर 
बहुत अधिक न बढ़ सकेगी । इंडी लेन-देन चुकाने का एक 


2. 
चाथा अध्याय ४७ 


साधन-मात्र है, ओर लेन-देन उसके द्वारा तमी तक चुकाया 
जाता है, जब उससे कुछ लाभ होता हो । सोने-चाँदी 
के भेजने में कोई रोक-टोक न होने के कारण फ्रांस के 
व्यापारी को २५:२२ फ्रेंक में उतना सोना मिल सकेगा, 
जितना एक पोंड में रहता है । परंतु उसे इस सोने को अपने 
इँगलैंड के सौदागर के पास भेजने में कुछ खर्च भी उठाना ' 
पड़ेगा । उसको सोने का बीमा भी करना होंगा । यदि हम 
यह मान लें कि ये सब खचे 9 ग्रति हज्जार होंगे, तों सोना 
“सेजकर अपनी देनी चुकाने में फ्रांस के व्यापारी को प्रति 
पौंड २४०२२+-०- १०-२५: ३२ फ्रेंक देना होगा । दशेनी 
हुंडी की दर भी इस दर से अधिक नहीं बढ़ने पावेगी ; 
क्योंकि यदि वह उपयुक्त दर तक बढ़ जाय, तो सोना भेजने 
में व्यापारियों को लाभ होने लगेगा, और वे हुंडियों का उप- 
योग करना बंद कर देंगे। वे उसी जारिए से अपनी देनी 
चकावेंगे, और विदेशी इंडियों की मॉँग कम हो जायगी । 
इसलिये फ्रेंक में उसकी क्रीमत घटने लंगेगी। विनिमय की 
इस दर ( २५:३२ फ्रेंक ) को फ्रांस की स्वणे-नियोत-दर 
कह सकते हैं । 

ऊपर बताई हुई दशाओं में यदि फ्रांस के लेन-देन की 
विषमता उसके अनुकूल हुई, अर्थात्‌ फ्रांस ईँगलेंड का देनदार 
की अपेक्षा अधिक परिमाण में नदार हुआ, तो इँगलेंड 


५ विदेशी विनिमय 


पर की हुईं बहुत-सी हुंडिएँ बाज़ार मे रहेंगी ; परंत उनके 
खरीदनेवाले कम रहेंगे | उनकी पूर्ति उनकी मौँंग से अधिक 
रहेगी । इस कारण फ्रैंक में उनकी क्रीमत घठ जायगी । 
हुंडिएँ बेचनेवाले कुछ कम क्लीमत लेने को तैयार हो जायेँगे। 
परंतु इस घठाव को भी कोई सीमा है | यदि इँगलैंडसे फांस 
को १ पोंड सोना भेजने का ख्चे टकसाली दर से घटा दिया 
जाय, और इस नई दर से भी हुंडियो की दर कम रहे, तो फ्रांस 
के व्यापारी अपने अगरेज देनदारों के नाम हुंडिएँ जारी करना 
बंद कर देंगे, ओर उनप्ते सोना ही भेजने के लिये आग्रह 
करेंगे। इस प्रहार फ्रांस में विनिमय की दर उपयुक्त दशा में 
२५"२२--०-१०८२५- १२ फ्रैंकसे नीचे नहीं गिर सकेगी। 
इस दर को फ्रांस की स्वण-आयात-दर कह सकते हैं । 

उसी परिस्थिति में इंगलेंड के विनिमय की दर किस 
प्रकार स्थिर होगी, इस प्रश्न पर अब जरा विचार कीजिए । 
जब किसी समय लेन-देन की विषमता इँगलेंड के प्रविक्ूल 
हुई, तो इँगलेंड में फ्रांस प्र की हुईं इंडियों की माँग उनकी 
पूर्ति से अधिक रहेगी । इसलिये उनकी क्लोमत पौंड में बढ़ 
जायगी--अथांत्‌ २५-२२ फ्रेंक की हुंडी के लिये एक पॉंड 
से अधिक देना प्रड़ेगा, यारयों काहिए कि एक पोौंड में 
२५:२२ फऋऋक से कम की ही हंडी मिलेगी। परंत ऊपर बताए 
हुए नियम के अनुसार इस घठाव की भी कोई सीमा होगी, 


चोथा अध्याय 9६ 


ओर इंगलेंड की स्व॒ण-नियोत-दर २४६-२२-०:१०-२५-१२ 
फ्रेंक होगी | ध्यान रहे, यही फ्रांस की ख्र्ण-आयात- 
दर है | फ्रांस की स्वर्ण-नियोत-दर २५:३२ फ्रेंक है। बहुतों 
का यह ख़याल है कि स्वरण-नियात-दर हमेशा टकसाली दर' 
'से कम रहती है ; पर यह खयाल बिलकुल गलत है। जिन 
देशों के विनिमय 'की दर दूसरे देशों के सिक्कों में बतलाई 
जाती है ( जैसे, भारत की इँगलेंड के सिक्कों भें, और 
इंगलेंड की फ्रांस, जमनी और अमेरिका के सिक्कों में ), 
उन देशों की स्व॒णे-नियांत-दर ठकसाली दर से कम रहती है । 
ओर, जिन देशों के विनिमय की दर अपने देश के सिक्कों 
में बतलाई जाती है ( जैसे, फ्रांस की इंगलेंड से फ्रेंक में और 
जमेनी की इँगलेंड से मार्क में ), उन देशों की स्वर्ण-नियोत- 
दर टकसाली दर से अधिक रहती है । 
कुछ देशों की स्वर्ण-आयात ओर स्वर्ण-निर्यात-दरें 

इसी प्रकार जिन देशों के विनिमय की दर अन्य देशों के 
सिक्कों में बतलाई जाती है, उन देशों की स्वर्ण-आयात-दर 
टकसाली दर से अधिक रहती है; ओर जिन देशों के विनि- 
मय की दर उसी देश के सिक्कों में बतलाई जाती है, उन देशों 
की स्वर्ण-आयात-दर टकसाली दर से कम रहती है | यदि पाठक- 
गण उपयुक्ष नियमों को ध्यान में रक्‍्खेंगे, तो उनको स्वर्ण-आयात 
और स्वणे-नियोत-दरों के समझने में कठिनाई न पड़ेंगी | 


ही विनि 


पू० विदेशी विनिमय 


देशों 2. 


नीचे हम चार मुख्य देशों की स्वर्ण-आयात और स्वर्ण 
नियात-दरें देते हैं--- 
इंगलेंड की स्वश-निर्यात-दर खर्ण-आयात-दर 
७». फरांससे २४१२ फ्रैक २४-३२ फ्रैंक 
५, जर्मनी से २०:३३ मार्क २०-४२ मार्के 
५ अमेरिका से 9-८३ डॉलर ७८६९ डॉलर 
,मारत से(१६२०केपहले) १शि० ४# पेंस १शि० ३६ ६पेंस 
*(१६२० केबाद) शशि ० ईपेंस १शि०११६६पेंस 
यहाँ पर यह खयाल रखना ज़रूरी है कि भिन्न-भिन्न 
देशों की खणे-आयात और स्वरण-नियोत-दरें हमेशा एक- 
सी नहीं रहती । सोना भेजने के खचे के घटने-बढ़ने से 
उसमें भी घट-बढ़ हो जाती है। 
यदि काग्रज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार न किया 
गया हो, और सोने-चौदी के भेजने और मैँँगाने में कोई रोक- 
टोक न हो, तो किसी भी देश के लेन-देन की विषमता का 
उसके विनिमय की दर पर यह प्रभाव पड़ता है कि वह 
स्व॒ण-आयात अथवा स्वणे-निर्यात की दर तक घटती-बढ़ती 
रहती है | यदि विषमता प्रतिकूल हुईके, तो वह स्वरण-निर्यात- 
दर तक पहुँच जाती है, और अनुकूल हुई, तो स्वर्ण-आयात- 


# यदि सारत-सरकार क़ानूनन्‌ निद्धीरित दर ( १पोंड-१०%० ) बनाए 
रखने में समय हो, तो। 


चौथा अध्याय भू? 


दर तक । परंतु साधारणत: विनिमय की दर इन स्वणे-आयात 
ओर स्वण-नियोत-दरों फे बाहर नंहीं जाती । हाँ, यदि 
किसी देश से युद्ध की शीघ्र संभावना हों, तो उस परि- 
स्थिति में विनिमय की दर खणें-आयात और सवणे-नियोत- 
दरों के बाहर भी चली जाती है ; क्योंकि उस समय 
व्यापारियों को सबसे बड़ी फ़िक्र यह रहती है कि जिस 
देश से युद्ध छिड़नेवाला है, उस देश के निवासियों पर की 
हुई इंडियों के बदले उनको शीघ्र ही किसी प्रकार धन 
मिल जाय | इसलिये वे लोग ऐसी हुंडियों को बाज़ार में 
जिस किसी क्रीमत पर ही बेच डालते हैं । परंतु साधारणतः 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, विनिमय की दर प्ले बतलाई 
हुई दशाओं में स्वश-आयात और स्वण-नियात की दरों के 
बाहर नहीं जाती । 

इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर, अगले अध्यायों में 
हम यह्द बताने का प्रयत्न करेंगे कि मुद्दती विदेशी हंडियों 
की दर किस तरद्द से कूती जाती है, मिन्न-मिन्न परिस्थितियों 
में विनिमय की दर किन-किन सीमाओं के अंदर रहती है, 
इस दर के अस्थिर रहने से व्यापार को क्या ह्ानियाँ उठानी 
पड़ती दूँ, तथा विनिमय की दर किन दशाश्रों में स्थिर की जा 
सकती है-। 


साई ९५०० ॥६ विकास >५२कपु 0, कातनां #९ १४ क्ाउआंक-7; उनए2र४ग्पेर कम 


है: ५2/ 


पाचव 


ध् 


अच्याय 


सिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनिमय की 
दर की सीमाएँ 
गत अध्याय में हम यह बतला चुके हैं कि यदि काग्रजी 
मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार न किया गया हों, ओर 
सोना-चाँदी भेजने-मँगाने में कोई रोक-टोक न हों, तो सोने 
के प्रामाशिक सिक्कों का उपयोग करनेवाले कोई भी दों 
देशों की विनिमय की दर उन देशों के स्वर्ण-आयात और 
स्वण-नियोत-दरों से साधारणतः बाहर नहीं जाती । इस 
अध्याय में, दशनी हुंडियों की दर से मुद्दती हुंडियों की दर 
किस प्रकार कूती जाती है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में विनि- 
मय की दर किन सीमाओं के अंदर रहती है, और उनकी 
अत्यधिक घठ-बढ़ किन दशाओं में होती है, यह बतलाया 
जायगा । 
मुद्दती हुंडियां की दर 
जिस देश में मुद्दती इंंडी लिखी जाती है, उसके क्वानून 


के अनुसार उस पर स्टेप-फ्रीस लगाई जाती है |“इस खर्च 
के अतिरिक्त जितने दिन की वह हुंडी होती है; उतने दिनों 
* 


पाँचवों अध्याय धरे 


का ब्याज उस दर से लगाया जाता है, जो उस देश में 
प्रचलित है, जिस देश पर कि वह लिखी गई है । यदि 
विनिमय की दर अपने ही देश की करेंसी में बतलाई जाती 
है, तो यह खचे और ब्याज दशनी हुंडी की दर से घटा 
दिए जाते हैं। ओर, यदि विनिमय की दर अन्य देशों की 
करेंसी में बतलाई जाती है, तो ख़चे और ब्याज दशेनी हुंडी 
की दर में जोड़ दिए जाते हैं | मान लीजिए, तीन महीने 
की एक म॒द्दती हुंडी फ्रांस में इंगलेंड पर लिखी गई | यदि 
फ्रांत की स्टेंप-फ़ीसका ख़चे $ प्रति हज्ञार हो, दशेनी हंंडी 
का दर २५"१६७५ फ्रैक का पौंड हो, ओर इगलैंड में 
ब्याज की दर 8 प्रति सैकड़ा हो, तो उस मुद्दती हंडी की 
दर नीचे-लिखे अनुसार लगाई जायगी--- 
दर्शनी हुंडी की दर २५" १६७५ फ्रैंक 
फ्रांस की स्टेंप-फ़ीस का ) 
ख्चे ( $ फ्री दज्ञार ) 
तीनमहीने का ब्याज (9 ग्रति सैकड) | "२९४२ क्रक 
२४"< ०२३ कफ्रेक 
फ्रांस की विनिमय की दर अपनी ही करेंसी में बतलाई 
जाती है, इसलिये उपयुक्त हिसाब में खचे और ब्याज घटा 
दिए गए हैं | इस €ंडी की बाज़ारू दर २०-६०२३ से भी 
कुछ कम होगी ; क्योंकि खरीदनेवाला जोखिम के लिये भी 


५.४ विदेशी विनिमय 


कुछु रक्तयम घटा लेगा | और, यह बाज़ारू दर लेन-देन की 
विषमता के अनुसार दो निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर घटा- 
बढ़ा करेंगी । 

यदि उपयुक्त मुद्रती हंडी इंगलेंड में फ्रांस पर लिखी गई 
होती, तो स्टैंप-फ़ीस का ख़चे और ब्याज दश्शनी हुंडी की दर 
में' जोड़ दिया गया होता । मान लीजिए, इँगलैंड में स्टैंप- 
फ़ीस १ फ्री हजार है, ओर फ्रांस में ब्याज की दर & ग्रति 
सेकड़े है | तब यदि दर्शनी इंडी की दर, पिछले उदाहरण 
के समान, २५-१६७५ हो, तो इगलेंड में मुदती हंंडी की 
दर नीचे-लिखे अनुसार लगाई जायगी--- 
दशेनी इंडी की दर २५११६७५ फ्रेंक 
इँगलैंड की स्टेंप-फ़ौस(१प्रति हजार) | 
तीन महीने का ब्याज(&प्रति सैकड़ा) “४०२६ ,, 

२५*१५७०१ फ्रेंक 

इगलेंड में इस विदेशी हुंडी की बाज़ारू दर २४१४५७०१ 
फ्रैंक से कुछ अधिक होगी, और लेन-देन की विषमता के 
अनुसार वह भी दो निर्देश सीमाओं के अंदर घटा-बढ़ा 
करेगी । यद्यपि यह दर दशेनी इंडी की दर से अधिक है, तो 
भी मुदती हंडी के बेचनेवालों को पोंड में कम ही र॒क़म 
मिलेगी । मान लीजिए, २५-५७०१ फ्रेंक की एक मुद्दती 
हुंडी फ्रांस पर की गई | उस मुद्दती छुंडी के बेचने पर 


्ं 


पाँचवाँ अध्याय धूधू 


अधिक-से-आधिक पिफ़ १०,००० पोंड ही मिलेंगे । यदि 
वह दशनी हंंडी होती, तो उससे क़रीब १०,१६० पौंड 
मिलते | मुद्दती हंडियों की दरों में घट-बढ़ अधिक हुआ 
करती है, और प्राय: सब हुंडियों के लिये दर एक-सी नहीं 
रहती ; क्योंकि इन दरों पर समय का प्रमाव भी पड़ता है, 
ओर खरीदनेवालों को थोड़ा-बहुत जोखिम भी उठाना पड़ता 
है। यह जोखिम मिन्न-मिन्न प्रकार की हंंडियों के लिये, हुंडी 
जारी करनेवालों की साख और देश की परिस्थिति के अनुसार, 
मिन्न-मित्र हो सकता है | 

काग़ज़ी स॒द्रा का अत्यधिक प्रचार और विनिमय की दर 

जब किसी देश में काग्रज़ी मुद्रा का आवश्यकता से 
अधिक परिमाण में प्रचार किया जाता है, तो रुपए-पैसे- 
संबंधी पारिमाणिक छिद्धांत के अनुसार उस देश में सब 
वस्तुओं की काग्रज्जी मुद्रा में क्रीमत बंढ़ जाती है । इस 
पारिमाणिक सिद्धांत का विवेचन परिशिष्ट नंबर १ में किया 
गया है | उससे मालूम होगा कि वस्तुओं की क्रीमत एक 
साथ कब और केसे बढ़ती हे । परिशिष्ट नंबर ३ में इसके 
अतिरिक्त यह बतलाया गया है कि जब कामग्रज़ी मुद्रा का 
अधिक परिमाण में प्रचार होता है, तो प्रत्येक वस्तु की प्रायः 
दो क्रीमतें हो जाती हैं--सोने के सिक्के में कुछ और, काग्रजी 
मुद्रा में कुछ और | जमेनी में काग्रज्जी मुद्रा के अधिक प्रचार 


भ5्‌ विदेशी विनिमय 
के कारण काग्रज़ी माफ की क्रीमत बहुत गिर गईं थी, 
अर्थात्‌ वहाँ पर वस्तुओं के खरीदने में अधिक काग्रजी 
मार्क देने पड़ते थे, या यों काहिए, सब वस्तुओं की क्रीमत 
बढ़ गई थी । मान लीजिए, जमेनी में जो वस्तु २० 
मार्क का सोने का सिक्का देने से मिलती थी, उसी वस्तु के 
खरीदने के लिये ८०० कायग्रजी मा्के देने पड़े थे, अर्थात्‌ 
२० मार्क के सोने के सिक्के की क्रीमत ८०० कामग्रजजी माके हो 
गई थी | अब यदि यह भी मान ले कि इँगलेंड में अधिक 
काग्रजी मुद्रा का प्रचार नहीं हुआ है, तो प्रश्न यह उपस्थित 
होता दे कि उक्त परिस्थिति में इंगलेंड के साथ जमनी की 
विनिमय की दर क्या होगी ? जमेनी की विनिमय की दर मा में 
बतलाई जाती है, इसलिये वह उतने ही फ़ी सैकड़े बढ़ जायगी, 
जितनी कि सोने के मार्क की क्रीमत काग्रज़जी मार्क में बढ़ गईं 
थी | वह दर नीचे-लिखे अनुसार भी निकाली-जा सकती है--- 

१ पॉंड सोने का सिक्का २०:४३ सोने के मार्क-सिक्कों 
के बराबर है। 

२० मार्क का सोने का सिक्का ८०० काग्रज़ी माके के 
बराबर है । 


३ 5 क 4 2 न 2 ८ 
इसलिये २ ०*४३ मार्क का सोने का सिक्का हक 64 पा 5 
५) 


काग्रज्ञी माके के बराबर है | 


पॉँचवाँ अध्याय पू 


अथवा १ पौंड सोने का सिक्का -"------ हे इक 
मार्क के बराबर है | 
यदि इँगलेंड और जमेनी के बीच में सोने-चाँदी का 
भेजना-मँगाना सरकार द्वारा बंद न किया गया हो, तो 
उपयुक्त परिस्थिति में विनिमय की बाज़ारू दर उक्त दर से, 
लेन-देन की विषमता के अनुसार, थोड़ी अधिक या कम 
होगी । परंतु वह दो सीमाओं के अंदर रहेगी, और ये सीमाएँ 
एक पोंड के इँगलेंड से जमेनी भेजे जाने के खर्च के अनुसार 
निद्धोरित हो जायेगी । लेकिन इस परिस्थिति में विनिमय की 
दर स्थिर नहीं रह सकती ; क्योंकि जैसे-जैसे सरकार कामग्रजी 
मुद्रा का प्रचार घटाती-बढ़ाती जायगी, बेसे-वैसे सोने की 
कागज मुद्रा में क्रोमत भी बदलती रहेगी, तथा विनिमय 
को दर पर मी उसका उतना ही असर पड़ेगा । 
उपयेक्त उदाहरण में यदि हम यह भी मान लें कि इँगलेंड 
में काग्रज़ी पोंड का ग्रचार आवश्यकता से अधिक परिमाण 
में किया गया, ओर सोने के पौंड की क्रीमत काग्रज्ञी पोंड 
में डेढ़ पोंड हो गई, तो जर्मनी और इँगलेंड की विनिमय 
की दर नीचे-लिखे अनुसार निकाली जायगी-- 
. १ काग्रजी षोंड की क्रीमत $ सोने के पौंड के बराबर है, 
१ सोने का पौंड २०:०३ सोने के मार्क के बराबर है, 


भूद् विदेशी विनिमय 


0९ 


इसलिये $ सोने का पॉंड २०'४३२०८$ सोने के मार्क के 
बराबर है । 

और, २० सोने के माकी ८०० कामजी मार्क के बराबर हैं, 
८००४८२०'- ४३४२९ 


७. 


ए्‌ः किये ७ 5 
अतएव २०-४३४०८६ सोने के माक 


३०८३ ० 
काग्रज़ी मार्क के बराबर हैं, 
् गैंड ८<:0०>८< ००२०८ ६ 
अर्थात्‌ १ काग्रज़ी पे 7०००४०० ४९१४ क्षागजी मार्क 


के बराबर है । 

बाजारू दर, लेन-देन की विषमता के अनुसार, उपयुक्त 
दर से थोड़ी अधिक या कम होगी, ओर दो खास सीमाओं 
के अंदर रहेगी । परंतु विनिमय की दर की अस्थिरता कुछ 
बढ़ जायगी ; क्‍योंकि दोनों देशों की सरकारों द्वारा कागजी : 
रुपयों के परिमाण के घटाए-बढ़ाए जाने का असर इस दर पर , 
अवश्य पड़ेगा । 

सोने-चॉढी की रोक-टोक का विनिमय की दर पर प्रभाव 

यदि उपयुक्त परिस्थितियों में कोई सरकार जनता द्वारा 
सोने-चौंदी का मैँगाना और भेजना बिलकुल बंद कर देती 
है, तों समस्‍या बहुत ही जटिल रूप धारण कर लेती है। 
ऐसे देश का विदेशी व्यापार बहुत कम हो *जाता है, , और 


विनिमय की दर ऐसी रहती है, जिससे तत्कालीन लेन-देन 


पाँचवों अध्याय भू 


बराबर अदा हो जाय | विनिमय की दर की अस्थिरता का 
तो फिर पूछना ही क्या है । राष्ट्रविप्लव के बाद रूस का 
यही हाल था । उसको अन्य देशों से माल पाने में बड़ी 
कठिनाई पड़ती थी ; क्योंकि वहाँ के व्यापारियों के पास 
विदेशी लेन-देन के चुकाने का कोई स्वतंत्र साधन न होने के 
कारण, अन्य देशवाले रूस को तब तक माल ही न भेजते थे, 
जब तक उनको रूस से उतनी ही क्वरीमत का माल न मिल 
जाय, या रूस की सरकार उसके चकाने की जिम्मेदारी 
अपने ऊपर न ले ले । उपर्युक्त विवेचन से पाठक समझ गए 
होंगे कि सोने के प्रामाणिक सिक्के का उपयोग करनेवाले 
देशों में विनिमय की दर की अस्थिरता का मुख्य कारण 
काग्रजजी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार करना और चाँदी- 
सोने के भेजने-मेंगाने में सरकार द्वारा रोक-ठोक का होना है। 
ऐसे देशों में विनिमय की दर स्थिर करने का सबसे सीधा 
तरीक़ा है काग्रज़ी मुद्रा का उचित परिमाण में प्रचार करना 
ओर चाँदी-सोने को स्वतंत्र रूप से आने-जाने देना । 
चाँदी के सिक्के उपयोग करनेवाले देशों की दशा 

यदि एक देश में सोने का और दूसरे देश में चाँदी का 
प्रामाणिक सिक्का" प्रचलित हो, और यदि दोनों देशों में 
काग्रजी मुद्दा का अधिक परिमाण में प्रचार न हो, तो भी 


६० विदेशी विनिमय 


३ ७ 


उनकी विनिमय की दर स्थिर नहीं रह सकती क्योंकि जैसे- 
जैसे सोने में चाँदी की क्रीमत बदलती रहेगी, वैसे-वैसे 
विनिमय की दर भी बदलती रहेगी । चीन की यही हालत 
है, ओर सन्‌ १८८३ के पहले भारत और दइँगलैंड के 
विनिमय की दर की यही हालत थी। सन्‌ १८७३ में चाँदी 
की क़ीमत का गिरना आरंभ छहुआ। ओर, जैसा कि नीचे दिए 
हुए कोष्ठक से मालूम होगा, उसके साथ-ही-साथ भारत- 
इँगलेंड की विनिमय की दर भी गिरती गई । 


सन्‌ चाँदी की क्वीमत भारत-इगलैेड 
(प्रत्येक आऑंस की पेंस में) विनिमय की दर 

शि० पं० 
१८७९-७२ 5६०३ १ श११ह 
१८७४-७६ घ६३६ १ दे 

१८७<-८० ९ ५ प्र 
२८८२-८४ प०३ २ ७ 
श्ण्प्ज-प्पर 9४०३ ९ ७ हद 
श्प्य्ट-प्र्द छ्र्टू ९ ५ हे 
१८६ ०-< १ ४जरृद १ फिआ 
१८६१-९२ 9 १ 2 

१८<२-< ३ श्<्‌ मे * जज 


ठ 


इस कोष्चक से पता लगता है कि २७० वर्षो के अदर च 


पॉँचवाँ अध्याय ६९ 


की क्रीमत के गिरते रहने से भारतीय विनिमय की दर कभी 
भी अधिक समय के लिये स्थिर नहीं रही । 
भारत की दशा 

उपयुक्त अस्थिरता को दूर करने के लिये यदि मारत- 
सरकार चाहती, तो सन्‌ १८<३ में अन्य देशों के समान 
भारत में भी सोने के प्रामाणिक सिक्कों का प्रचार कर, हमेशा 
के लिये भारतीय विनिमय की दर स्थिर कर देती । परंतु देश 
के दुभाग्य से हमारी सरकार ने एक दूसरे ही साधन का 
आश्रय लिया | सन्‌ १८८३ के पहले ग्रत्येक मनुष्य को 
यह अधिकार था कि यदि वह चाहे, तो टकसाल में चाँदी 
ले जाकर, और सिक्कों की ढलाईं का उचित खचे देकर, 
चाँदी के रुपए ढलवा ले। सन्‌ १८८३ में यह अधिकार 
जनता से छीन लिया गया। सरकार ने रुपयों का ढालना 
अपनी ही इच्छा पर रख छोड़ा । कुछ वर्षो तक रुपयों का 
ढालना बिलकुल बंद रहा । देश में रुपयों की माँग बराबर 
बढ़ती गई, परंतु उसकी पूर्ति न हो सकने के कारण उसकी 
बाजारू क्रीमत बढ़ गई । जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए 
हुए कोष्टक से विदित होगा, रुपए की बाज़ारू क्रीमत उसकी 
असली (घालिक) क्रीमत से धीरे-धीरे बढ़ने लगी, और रुपया 
सांकेतिक सिक्का *भ्मात्र रह गया । 





मँः 405६0 ('0]9. 





६२ विदेशी विनिमय 


सन्‌ रुपए का रुपए की बाज़ारू कौमत 
धालिक मूल्य (विनिमय की दर ) 
शि० पँ० शि० पं७ 
१८<२ १ ३४३४ १ र७ 
श८्र३े १ १है १ रहे 
र्प्र2 ० ११८ १ १६% 
१८८५ ० ११हच्ध ९ १३ 
१८८६ ० ११च १ रेह 
रै८२७ ० १०५६ १ रे७ 
श्ष्द्८ ० १०८ १ रेड 
१८ ० १०८: २ ९ 


सन्‌ १८६३ में भारत-सरकार ने रुपए की इँगलेंड 
फे सिक्के --शिलिंग-पेंस--में क्ानूनन्‌ एक दर निद्धोरित कर 
दी, जो १ रुपया-१ शिलिंग 9 पेंस थी। सन्‌ १८८८ में जब 
भारत-इँगलैंड के विनिमय की दर १ शिल्िंग 9 पेंस तक 
पहुँच गई, तो उसके बाद भारत-सरकार ने उसे बनाए रखने 
का प्रयत्न किया | जब दर १ शिलिंग ३३६ पेंस से कम होने 
लगती थी, तो भारत-सरकार भारत में उलटी हंडिएँ बेचकर 
उसे अधिक गिरने से रोकती थी । और, जब वह दर 
१ शिलिंग ४७$ पेंस से अधिक बढ़ने ब्लगती थी, तो 
भारत-सचिव इँगलेंड भें भारत-सरकार की हंंडिएँ बेचकर 


पॉचवाँ अध्याय ६३ 


उसको अधिक बढ़ने से रोकते थे । इस प्रकार भारत-हँगलेंड 
के विनिमय की दर १८-२० वर्षों तक स्थिर रही | उधर 
सन्‌ १६१७ के पहले से ही चॉँदी की क्रीमत का बढ़ना 
आरंभ हो गया था| इस व तक चाँदी की क्रीमत इतनी बढ़ 
चुकी थी कि रुपए का धात्विक मूल्य उसकी बाज़ारू क्लीमत के 
बराबर हों गया, और रुपया सांकेतिक सिक्का न रहकर ग्रामा- 
शिक सिक्का हो गया।चाँदी की क्रीमत फिर भी बढ़ती ही गई, 
ओर भारत-सचिव को विवश होकर चांदी की क्रीमत के साथ- 
साथ भारत-इँगलेंड फे विनिमय की दर भी बढ़ानी पड़ी । नीचे 
के कोष्ठक में चाँदी की क्रीमत दी जाती हैं, ओर यह बतलाया 
जाता है कि भारत-सचिव द्वारा किन-किन तारीखों को भारत- 
इँगलैंड के विनिमय की दर कितनी-कितनी बढ़ाई गई--- 
तारीख भारत-इँगलेंड के चौंदी की क्रीमत प्रति 
विनिमयकी दर ओंस ( लंदन में ) 
शि० पें० पं० 


१३ एप्रिल, १६१८ १ दे ७६३ 
१३ मई, शरश्र १ ८. ५४६ 
१२ अगस्त, १< १८ १ १० एछओ 
१५ सितंबर, ११६ २ ० ६५६६ 
२२ नवंबर, १६१९ २ २ ७४ 
११दिसंबर, १६१८ २ 9०४ ७पऋ 


६५9 विदेशी विनिमय 


[8] 


भारत-इंगलैंड के विनिमय की अस्थिरता के दूर करने के 
साधनों पर विचार करने और करेंसी तथा विनिमय-संबंधी 
नीति निद्धारित करने के लिये भारत-सचिव ने सन्‌ १६१< 
एक करेंसी-कमेटी नियुक्त की, जिसके समापति श्रीयत बेबिंगठन 
स्मिथ साहब थे, और जिसके एक-मात्र भारतीय सदस्य श्रीयुत्त 
दलाल थे | इस कमेटी ने, जिसकी रिपोर्ट फ़रवरी, सन्‌ 
१६२० में प्रकाशित हुईं, भारत-इगलेंड के विनिमय की 
कानूनन्‌ दर को १ रुपया-र शिलिंग ( स्व॒ण ) तक बढ़ा देने 
की सिफ़ारिश की । उसकी सिफ़ारिश के अनुसार क्ानुनन्‌ 


5 (९ (७ 


निद्धारित दर बढ़ा भी दी गई ; परंतु भारत-सरकार सन्‌ 
१८२० में करोड़ों रुपयों की उलठी हुंडिएँ बेचकर और देश 
को करोड़ों रुपयों की व्यथे हानि पहुँचाकर भी, उक्त दर को 
१ रु०-२ शिलिंग ( स्वणे ) तक बनाए रखने में बिलकुल 
असफल हुइ। इन सब बातों का त्रिवेचन किसी. अगले अध्याय 
में मिलिगा । इस असफलता का परिणाम यह हुआ है कि 
अब भारत की विनिमय की दर और भी अस्थिर हो गई है । 
भारत में इस समय विनिमय की दर स्थिर रखने के केवल 

दो ही साधन हैं--एक तो सोने के प्रामाणिक सिक्कों का 
देश में प्रचार करना, और दूसरे, क्रानूनन्‌ निद्धोरिति दर को 

. बदलकर ऐसी कृत्रिम दर नियुक्त करना, ज़िसे सरकार आधु- 
नेक परिस्थिति में आसानी से बनाए रख सके । यदि 


पाँचवों अध्याय ६५६ 


दूसरे साधन का अवलंबन किया गया, तो हमारे विनिमय की 
दर की स्थिरता फिर से सरकार के प्रयत्ञों पर निर्भर रहेगी, 
ओर न-मालूम ऐसी कौन-सी परिस्थिति आ जाय, जिसमें 
सरकार फिर असफल हो जाय, तथा व्यापारियों को विनिमय 
: की दर की अस्थिरता के कारण लाखों रुपयों का घाठा उठाना 
पड़े । परंतु यदि पहले साधन का अवलंबन किया गया, और 
भारत में सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र रूप से अचार 
किया गया एवं संसार के सब देशों में कामज़ी रुपयों का 
उचित परिमाण में ही उपयोग किया गया, तो हमारे विनिमय 
की दर कभी भी अस्थिर नहीं हो सकती | इसलिये दम यह 
चाहते 8 कि भारत में भी सोने के ग्रामाशिक सिक्कों क 
स्वतंत्र रूप से प्रचार हो । इंगलैंड, अमरिका, जर्मनी इत्यादि 
देशों के निवासियों की तरह भारतवासियों को भी यह अधि- 
कार हो कि ढलाई का खचे देकर वे सरकारी टकसालों में 
अपना सोना सिक्कों के रूप में ढलवा सके | सन्‌ १८८४८ 
की कमेटी ने भी सोने के सिक्कों के प्रचार करने की सिफ़ा- 
रिश की थी। परंतु भारत-सचिव तथा इँगलेंड के बेंकरों ओर 
साहकारों के विरोध के कारण अभी तक ऐसा नहीं हो सका। 
भारत में अभी तक सोने के सिक्कों का खतंत्र रूप से प्रचार 
नहीं किया, गया है ।' 

अब पाठक यह समझ गए होंगे कि मिन्न-मिन्न परिस्थितियों 


६६ विदेशी विनिमय 

में विनिमय की दर किन सीमाओं के अंदर रहती है, उसकी 
अत्यधिक घट-बढ़ किन दशाओं मे होती है, और वह स्थिर 
किन दशाओं में रक्‍्खी जा सकती है | अगले अध्यायों में यह 
वतलाया जायगा कि विनिमय की दर की घट-बढ़ से सड्ठेवाले 
कैसे लाभ उठाते है, गत दस-ग्यारह वर्षो में संसार के मख्य 
देशों की, और खासकर भारत की विनिमय के संबंध में क्‍या 
दशा थीं, उससे उनके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, ओर 
देशवासियों को क्‍या हानि-लाभ हुए | 


छठा अध्याय 


विदेशी छुंडियों की दर और सद्दा 

यह ग्राय: देखा गया है कि विदेशी दशनी हुंडियों की 
दर सब देशों में किसी भी समंय एक-सी रहती है, ओर 
सत्र एकसाथ ही घठती-बढ़ती है | इसका मुख्य कारण 
यह है कि जो महाजन या बेंक विदेशी हुंडियों में लेन-देन 
करते हैं, उनको तार या समाचार-पत्र के द्वारा प्रायः सब 
देशों के वाज्ञारों की इन हुंडियों की दर बरावर मालम होती 
रहती है । ओर, यदि किसी हुंडी के संबंध में कोई भी दो 
देशों के बीच थोड़ा-बहुत फ़क़े मालूम हुआ, तो वे एकदम 
उन इडुंडियों में सद्टा करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन दे 
देशों में उस हंंडी की दर ग्रायः एक-सी हो जाती हैं | यह 
सममभाने के पहले कि इस सट्ठे द्वारा साहकार या बैंक किस 
प्रकार से मुनाफ़ा उठाते हैं, हम यह वतला देना चाहते हैं 
कि समाचार-पत्रों में विनिमय की जो दरें अक्सर दी जाती 
हैं, उनका असली मतलब किस तरह समझना चाहिए । 

देशी हाडया की दर 
कु 


समाचार-पत्रों में दशनी ओर [वेदंशों हुंडिया की दर ईद 


शी 


ध्ष्द विदेशी विनिमय 


हुई रहती हैं । दर्शनी हुंडिएँ दो प्रकार की होती हैं--- 
एक तो किसी बैंक द्वारा दूसरे बैंक या अढ्तियों पर की हुई 
रहती है, जिसे बेंक-डाफ़्ट कहते हैं, और दूसरी साधारण 
हुंडी । जिस देश पर हुंंडी की हुई रहती है, उसका जी 


उन्नलेख रहता है | यदि तार की हुंडी हुई, तो '*- 7! 
( ठेलीग्राफ्रिक-टांसफर )-शब्द लिखा रहता है। 0. 0. 
लिखा हुआ हो, तो समझना चाहिए कि वह॒दशेनी बैंक- 
डाफ़्ट है | कभी-कभी दर के साथ ही यह भी बतल्ा दिया 
जाता है कि वह दर बेचने की है, या खरीदने की । जिस 
दर के संबंध में यह बात नहीं लिखी रहती, उसके संबंध में 
यह समझना चाहिए कि लेन-देन उसी दर पर हो रहा है। 
जब किसी हुंडी के बारे में दो दर्रे दी हुई रहती हैं, तो एक 
दर तो वेंक-ड्राफ़्ट की ओर दूसरी साधारण हंंडी की रहती 
है | यदि मुद्दती हुंडी हुई, तो यह भी लिखा रहना आवश्यक 
है कि कितने दिनों के बाद उसकी मुद्दत पूरी होगी । उदा- 
हरण के लिये यदि किसी समाचार-पत्र में यह लिखा हो कि 
छि7४ 888 ४988 7, ॥५. छा 7/0०वेठा 8 ॥$ ये, 
तो उसका अथ यह होगा कि मारत में लंदन पर की हुई 
दशेनी तार की हुंदा १ शि० ४३ पेंस की दर से बेची गई। 
इसी प्रकार 36 #8 छप्र्श्ाहु ४806" 2 707| 85 407 
8970 8 3, 385 #07 00 एफ का मुतुलब यह होगा 


छुठा अध्याय ६६ 


कि भारत में जापान पर की हुई दो महीने की मुद्दती हुंडी 
१६५ रु०--१०० येन के हिसाब से खरीदी गई । कभी- 
कभी भारत के अँगरेजी समाचार-पत्रों में क्रास-रेट ओर किसी 
देश का नाम दिया हुआ रहता है, जिससे यह मालूम होता 
है कि इँंगलेंड की उस देश पर की हुई तार की दशनी हुंडी 
की दर क्या है। यदि फिसी पत्र में अमेरिकन क्रॉस-रेट 8-७२ 
डाह्नर दिया छुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उस 
दिन लंदन में अमेरिका पर की हुई दर्शनी हुंडियों की दर 
०-७२ डालर८"-?१ पांड थी । 

उदाहरणार्थ यहाँ पर हम टाइम्स ऑफ इंडिया-नामक 
दैनिक पत्र से भारत के विनिमय की दरों का, किसी एक 
दिन का, संपूण हाल देते हैं-- 

3, 0, 8866 १3, 7', /8, 5/6. बिल कलेक्टिग रेट 
तार द्वारा--अथीत्‌ लंदन के बैंकों की वंबई या कलकत्ते 
पर की हुई तार की दशेनी हंंडी जमा करने की दर १ शि० 
३३६ पेंस-१ रुपया। यह दर तार की इंडी के भाव से कुछ 
अधिक रहती है | 

5. ('., +866७ 2, 9. /3, 8 ',82 बिल कलेक्टिंग रेट 
दर्शनी इंडी का--अर्थात्‌ .लंदन के बेंकों की बंबई या 
कूलकत, पर की गई दर्शनी हंंडी जमा करने की दर १ शि० 
३६६ पस+ १ रुपया । 


३० विदेशी विनिमय 
7,076 09 , 

६ 5 इछएड़ 7, 7, /8, 45/6--अथोत्‌ बंबई 
में बैंकों की लंदन पर की हुई तार की दशनी हंडी के बेचने 
की दर १ शि० ३६४६ पंस८१ रु० | ॥॒ 

छडगाज 8७8 7. 7.,/$, 3/89 ]086/787 अर्थात्‌ 
बंबई में बेंकों की लंदन पर की हुईं तार की दशनी हुंडी के 
बेचने की दर दिसंवर-जनवरी में १ शि० 9छेर पें००' 
१ रुपया | 

छ45४ 0एहांह8 7, 7./4-अथात्‌ बंबई में बैंकों की 
लंदन पर की हुई तार की दशनी हुंडी के खरीदने की दर 
९ शि० ४ पं०८>९ रु० | 

397९५ 00५ंा४ ।). 4), /4, 4/39,--अथात्‌ बंबई में 
बैंकों की लंदन पर की हुई दर्शनी हुंडी के खरीदने की दर 
१ शिे० 9च्चइसार रु० | ' 

शाप छपचड्रां।& 3 70760088 4/4, 3/840 7/829--- 
अर्थात्‌ बंबई में बैंकों की लंदन पर की हुई ३ महीने की मुद्दती 
हंंडी खरीदन की दर १शि० ० से ४३% पेंस- १ रुपया | 

9707808 9एजशाए 9 70708 । /4, 8/6 २०ए,/उं७॥ .--- 
अर्थात्‌ बंबई में बेंक्ों की लंदन पर की हुईं ३ महीने की मुद्दती 
इंडी खरीदने की नवंबर से जनवरी तक्क की दर १ शि० 
9६६ पंस-१ रुपया । 


छुठा अध्याय छ 


चिट 


९ज़ ४07४. 

छग5 8९४०७ 7. 7', 383...अथात्‌ बंबई में बैंकों 
की न्यूयाक पर की हुई तार की दशनी हुंडी बेचने की दर 
१०० डालर-३१३१३ रुपए | 

987४3 9पच्श३ 7, 7. 328....अथोीत्‌ बंवइ में बेंकों 
की न्यूयाक पर की हुई तार की दशेनी इंडी खरीदने की दर 
१०० डालर-३०२८ रुपए | 

उदय 0प्र्राडु 0, 0.826.-अथांत्‌ बंबड में बेंकों 
की न्यूयाके पर की हुई दशनी हंडी खरीदने की दर १०० 
डालर-३०२६ रु० | 

उ्ा58 0पचज्ए2 3 7700॥88 384। “--अथात्‌ बंबइ में 
वेंकों की न्‍्यूयाक पर की हुई तीन महीने की मृदती इंडी 
खरीदने की दर १०० डालर-३२१ रु० । 

4 &॥8 
80:58 3९08 7). 7). 529.....अथीत्‌ बंबई में बैंकों 


क ५ 


की पेरिस पर की हुई दशनी हुंडी खरीदने की दर १०० रु०-- 
५२३ फ्रेंक । 

उ०ण5४ 0एजाणड 70. 00. 889....-अथात्‌ बंबइ में बेंकों 
की पेरिस पर की हुई दशनी हंंडी वेचने की दर १०० रू०८८ 
भ६३ फ्रक 
फिथाधरे8 छए78 $ 77078 979.....अथात्‌ बंबई में 


७२ विदेशी विनिमय 


बेंकों की पेरिस पर की हुईं तीन महीने की मुदती हुंडी बेचने 
की दरे १०० €०-५७३ फ्रेंक । 
७७0५), 

30785 88रु ६ 72. 36 2..--अर्थात्‌ बंबई में बेंकों 
की जापान पर की हुईं तार की दशेनी हुंडियों के बेचने 
की दर १०० येन-१६२५ रु० | 

589६8 0ए0जच77७ 60 68५ए8 5 7३---अर्थात्‌ बंबई में ' 
बैंकों की जापान पर की हुई ६० दिनों की मुद्दती इंडियों के 
खरीदने की दर १०० येन-१५७६ रुपए ! 

+009४0799% 

छण७ 8०४०६ 7. 00. 75.....अर्थात्‌ बंबई में बैंकों 
की हांगकांग पर की हुईं दशेनी हुंडी के बेचने की दर 
१०७ डालर--१७२ रुपए | 

5व्गएुगवां, 

छफोड 8९धगड़ 0, 0. <82......अर्थात्‌ बंबई में बैंकों 
की शंघाई पर की हुई दशशनी हुंडी के बेचने की दर १०० 
डालर--२३२ रुपए । 

9७702990!'8. 

उक्या78 88भ79 0. /), । 76.....अथांत्‌ बंबइ में बेकों 
की सिंगापुर पर की हुई दशनी हंंडी के बेचने की दर 
१०० डालर-१७६ रुपए। । 


छुठा अध्याय ७३ 


("088 596९, 
200 372 पा 4983. 


8,07007/४6४ ए०शे: 4-8556 .-..-.अर्थात्‌ लंदन और 
न्यूयार्क के बीच में तार की दर्शनी इंडी की दर १ पौंड> 
४.५५३ डालर । 

3+090070 /ए?४8 84 “0....अरथात्‌ लंदन ओर पोरेस 
' केबीच में तार की दर्शनी हुंडी की दर १ पोंड>८ १-७० फ्रेंक। 

3,076407/-8097779 2,000,000«०00......अर्थात्‌ लंदन 
ओर बलिन के बीच में तार की दशनी हंडी की दर १ पौंड- 
२९१,०००,००० मार्क । 

3407060०॥7/ 99 8ञंपए 4032500.-..अथोत्‌ लंदन ओर 
बेलाजियम के बीच में तार की दर्शनी हंंडी की दर १ पौंड« 
१०२ फ्रेैंक । 

407रत07/6972008720 23« 30-..अरथांत्‌ लंदन ओर 
स्विजरलेंड के बीच में तार की दशनी हंडी की दर १ पौंड> 
२५-२० फ्रेंक | 

॥.00९०॥/॥8809 00-00......अर्थात्‌ लंदन और इटली 
के बीच में तार की दशनी हुंडी की दर १ पोंड-१०६ लायर । 

4+०४९०7०/४४४४०७ 56-00......अथोत्‌ लंदन कोर प्रेग 
के बीच में तार की दशनी हुंडी की दर १ पौंड-१५६ क्रोन । 

0706 0 5#8907ंग8 अ्ीडओक्ा8० गि85७.-.अथोत्‌ , 


'99 विदेशी विनिमय 


इंगलेंड के विनिमय की दर (जो प्रायः अन्य देशों की 
करेंती में बतलाई जाती है ) की रंगत गिरने की तरफ़ है । 

छिद्यायोर 0 जितडकएव 809 # 987 09॥, इँगलेंड की 
बैंक के वार्षिक ब्याज ( डिसकाउंठ ) की दर 9 फ्री सैकड़ा। 

906 £ 440-०, सोने की क्रीमत ४ पोंड १० शि० 
४ पें०० १ ओंस | 

जी0०० 37 /9-...अथोत्‌ एक ओंस चौंदी की क्रीमत 
३१६ पंस | 

[79० 380 04 [00448 98608 4 7967 087, भारत 
के इंपीरियल बंक के वार्षिक व्याज € डिसकाउंठ ) की दर 
४ फ्री सकड़ा | 

॥006:---५४७४७४ए., दर की रगत 'कुड गिरने की तरफ़ है| 

छिर0॥8798 00860 एबी ज्ञात! 7९ प्र्णाका। 88७]97 
० 4. 4. 00 7/07007 86 )8 3६७, इसका अथे यह हे 
कि लंदन पर फी हुई हुंडियाँ जो वेचनेवाले थे, वे उन्हें बेचना 
नहीं पसंद करते थे : क्योंकि वे यह आशा कर रहे थे कि 
विनिमय की दर ( लंदन पर की हुई तार की इंडियों की 
दर ) शीघ्र ही कुछ गिरेगी, जिससे उनको उन हुंडियों पर 
कुछ अधिक रुपए मिल सकेंगे | जो कुछ हुंडिएँ बिकीं, 
उनकी दर १ शि० ३६६ पें० फ्री रुपए थी । 


[& 


चर न 3 ७ और ६७, (५, [ र्‌ः 
यादि देश की करेंसी में ही विनिमय की दर वतलाइई 


छुठा अध्याय जप 


जाती हैं, तो उसका बढ़ना प्रतिकूल और घटना अनुकूल 
समझा जाता है | इसी प्रकार जब अन्य देशों की करेंसी में 
विनिमय की दर वनतलाई जाती है, तो हुंडिग्रों की दरों का 
अठना देश के लिये प्रतिकूल और बढ़ना अनुकूल समम्का 
जाता है | परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि विनिमय 
की दर के प्रतिकूल होने से देश को हानि-द्ी-हानि और 
अनुकूल होने से लाभ-ह्वी-लाभ नह्वीं होता । इन दरों का प्रभाव 
देश के मिन्न-मिन्न व्यक्तियों पर, उनकी परिस्थिति के अनुसार, 
मिन्न-मिन्न पड़ता है | किसी को लाभ होता है, तो किसी 
को हानि उठानी पड़ती हैं | इसका विवेचन अन्य किसी 
अध्याय में किया जायगा | 
दुर्शनी हुंडियों के सद्दे का तरीक़ा 
अब हम यद्ट वतलाते हैं कि विदेशी हुंडियों में लेन-देन 
करनेवाले साहुकार उनमें सद्दा करके किस प्रकार लाभ उठाते 
हैं | मान ढीजिए, लंदन पर की हुड्ट तार की हंंड्ी की दर 
बंबई में किसी दिन १ शि० ४३ पेंस है | उस रोज़ क़रीब 
एक बजे दिन को बंबई के एक साहुकार के पास लंदन से 
यह तार आया कि वह दर वहाँ पर किसी कारण से 
9? शि० 9 पेंस हो गई है । वह अपने लंदन के अड़तिए 
को एकदम तार देता है कि लंदन में पंद्रह हजार रुपए की 
भारत पर की हुई तार की हंंडिए उसके नाम पर खरीद ली 


७६ विदेशी विनिमय 


जाये | इसके लिये बदन के श्रढ्शतेर को एक हज़ार पौंड 
देने होंगें। वह. साहूकार भी बंबई में अपने बैंक से अपने 
लेदन के अढ़तिए के नाम लंदन पर की हुईं तार की एक 
हजार पोंड की इंडी १ शि० ४६ की दर से खरीद लेगा। 
इसके लिये उसे १४,५४० रुपए देने होंगे। लंदन से तार 
आने पर उसे १५,००० रुपए मिल जायँंगे, और भारत से 
लंदन तार पहुँचने पर बदन के अर्द्तिए को उसके एक 
हजार पौंड मिल जायैंगे। केवल कुछु ही घंटों में बंबई के 
साहकार को ४६० रुपए की बचत द्वो जायगी, और लंदन 
के अढ़तिए को कमीशन और तारों का खचों चकाने पर 
कम-से-कम ३०० रुपए आसानी से बच जायेंगे। परंतु 
उसको यह लाभ तभी तक हो सकता है, जब तक बंबई के 
अन्य किसी साहकार या बेक को इंगलेंड में विनिमय की दर 
के घटने का हाज्ञ न मालूम हो जाय | अन्य साहूकार ओर 
बैंकों को यह हाल मालूम होने पर बंबई में भी विनिमय कौ 
दर १ शि० ४ पेंस हो जायगी, और फिर विदेशी हुंडी का 
सद्दा करने में कुछ भी लाभ न होगा । 
मुददती हुंडियों का सद्दा 

मुद्दती इंडियों के संबंध में भी इसी प्रकार से सट्टा किया 
जाता है। परंतु उसके संबंध में हमेशा ही हिसाब,लगाना 
पड़ता है ; क्‍योंकि मुद्दती इंडियों की दर, जैस[ कि पहले 


छुठा अध्याय ७७ 


बतलाया जा चुका है, कोई भी दो देशों में एक-सी नहीं 
हो सकती, यदि उनकी करेंसी मिन्न-मिनत्न हो । मान 
लीजिए, इंगलैंड के एक महाजन को अमेरिका ( न्यूयार्क ) 
के अपने अद़तिए से माज्म हुआ कि तीन महीनेवाली मुद्दती 
हुँडी की दर अमेरिका में 2:८०० डालर->१ पोंड है । यह 
दर मालूम करने पर वह तुरंत यह हिसाब लगाता है कि 
इंगलेंड में अमेरिका पर की हुई तीन महीनेवाली मुद्दती हुंडी 
की क्या दर होनी चाहिए | वह हिसाब नीचे-लिखे अनुसार 


४-८०० डालर न्यूयाक में तीन महीनेवाली मुद्रती इंडी की दर, 





हो गा-+- 
५० ३ ६ ४ 
“००६२ ,» 
2-प्रे८ ,$ 
“०४८ 99 
००३ ५ 
"००३ जब 
४*८<२ 


तीन महाने का ब्याज (३४लंदन की दर), 


अमेरिका की स्टांप-फ़ी ३० 

दर्शनी हंंडी की दर, 

तीन महीने का व्याज ( ४४ अमेरिका 
की द्र्‌ ) $ 

इंगलेंड की स्टांप-फ्री इ०, 

डाक और तार-खचे 

इँगलेंड में न्यूयाक पर की हुईं तीन 
महानेवाली मुद्दती इंडी की दर 


यह हिसाब लगाकर इंगलेंड का महाजन लंदन के वाजार 


जप विदेशी विनिमय 


के 


में जाता और न्यूयाके पर की हुई तीन महीनेवाली मुद्दती ढुंडी 
की दर का पता लगाता है | यदि वह दर 9-८६ और 
9.४० के बीच में हुई, तो वह लेन-देन नहीं करता, वापस 
आता हैं । परंतु यदि किसी कारण से दर ७-६५ डालर 
३, तो वह तुरंत १,००० पॉंड देकर 9,९५० डालर की 
ती हुंडिएँ अपने न्‍्ययाक के अद़तिए के नाम खरीद लेता 
र उसे यह तार दे देता है कि १,००० पॉड की हुंडी 
रद ली गईं | न्यूयाक का अढ़तिया लंदन के साहूकार के 
नाम से १,००० पोंड उस रोज की दशेनी इंडी को दर से 

जो कि ७-८३८ डालर है ) जमा कर लेता है, और जब 
तीन महीने बाद उस हुंडी की माौयाद पूरी होती है, तो उसे 
०, ९५० डालर मिल जाते हैं| परंतु वह लंदन के साहुकार 
के ०,८२८ डालर और उनका तीन महीने का ब्याज, अर्थात्‌ 
४०,८८६ डालर का देनदार रहता है । इस' प्रकार करीब 
६४ डालर की बचत हो जाती हे, जिसे महाजन और अद्तिए 
परस्पर बाँट लेते हैं | संसार के प्रायः सभी देशों में कई 
महाजन विदेशी इुंडियों में इसी प्रकार का सद्ग करते हैं, 
ओर इसका प्रभाव यह होता है कि दशशनी इुंंडियों की 
दरों में, मिन्न-मिन्न स्थानों में, अधिक अतर नहीं रहने पाता | 
यदि उनमें घटा-बढ़ी हुईं, तो एकसाथ सब जगह होती हे । 


८ कं 
££॥ 3, हो &॥ 





सातवां अध्याय 


गत बारह वर्षा से विनिमय की दशा 
सेसार के कुछ देशों में विनिमय की दरें 


पिछले अध्यायों में हमनें यह बतलाने का प्रयत्न किया 
है कि विनिमय की दरें भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में किन 
सीमाओं के अंदर घटती-बढ़ती रहती तथा किन दशाओं 
में अस्थिर हो जाती हैं । गत महायुद्ध के आरंभ-काल स 
संसार के प्रायः सभी सम्य देशों में विनिमय की दरें अस्थिर 
हो गई हैं, ओर इस अस्थिरता के कारण जानना हमारे 
लिये बहुत आवश्यक है | इसलिये इस अध्याय में हम 
यह बतलाने का प्रयत्न करते हेँ कि गत बारह वर्षों में 
इंगलेंड, फ्रांस, संयुक्तर्॒ट ( अमेरिका ) और जमनी में 
विनिमय की दरें मिन्न-मिन्न ताराखों का क्‍या थीं, और 
उनकी धट-बढ़ के प्रधान कारण क्‍या थे । अगले प्रृष्ठ 
पर दिए हुए कोष्टक में न्यूयार्क, पेरिस तथा बल्लिन पर 
की हुई दशेनी हुंडिया की लंदन के वाज़ार में दरें दी 
जाती हैं-- 








८० विदेशी विनिमय 








8. 4. 


लंदन में दुर्शनी डुंडियों की क्रौमत 








तारीख 
न्‍्यूयाके | ऐरिसि पर । बलिन पर 
पर की | की हुई की हुई 
९ 
हुई | (फ्रेंक)। (मास ) 
(डालर) 
नीली लीन... आह 
| टकसाल्ी दर ४०८७ | २६०२२४| २००४३ । 
। महायुद्ध के कुछ दिन पहले।| ४०६३ | २६०१७ | २००४४ 


६०१० | २४से२६ | २१००० 
8०७६ | १९%४०४०४० 


| ३ अगस्त, १६१४ 
२६ ए'प्रेल, १६१४६ 
| जनवरी, १६१६ 


8७७ ७७७ 


8०७६ २७७० ६७ ७9७ छकक 





१9 3६२० ३०७६ | ४००६२ १४६४७ ०७ ४ 

39 ३६२३ ३०९४ | ६१००६ | २६२००० 

७. ३६२२ ४०२० | ६२०३२ | ७६१०४० 
१9 १8२३ ४९६८ | ६६०६० | ४८,६०० 
99 १६२४ ४-२६ | झणनन्‍्पय४ | १६४ खजमाक | 
१9 ३६२४ ४०७७ | 5७०४० | १६०४४ स्वणे- ., 
| 9399... २६ धन्दशे [१२६०३९ | २००३७ , + 
। २६ पुरवरी, १६२६ डब्फद ३२६०७७ | २००४३ , 
मम मदन मद तल 


नह ( ९६९४.० ०५००,;००५००,००७० काग्रज़ी साक ) 


सातवां अध्याय च्ः रै 


इस कोष्ठक से मालूम होता हैं कि महायुद्ध के पहले 
उपयुक्त सब देशों की दरें स्वश-आयात ओर स्वणै-निर्यात-दरों 
के बीच में ही थीं | युद्ध के आरंभ होने के दो दिन पदले 
(.१ अगस्त, १६१४ को ) विनिमय की दरों में एकदम 
धत्यधिक घट-बढ़ हो गई । परंतु इसका कारण कायजी 
मुद्रा का प्रचार नहीं था | इसका कारण यह था कि 
इंगलेंड के जिन व्यक्तियों के पास लड़ाई में सम्मिलित होने- 
वाल्ले देशों पर की हुई हुंडिएँ थीं, उन्हें तुरंत बेचने का 
उन्होंने प्रयज्ञ किया, ओर बाज़ार में उन्हें जो भाव मिला, 
वही स्त्रीकार कर लिया; क्योंकि उनको भय था कि युद्ध 
छिड़ जाने पर फिर उनको कुछ भी न मिल सकेगा | युद्ध- 
काल में ओर उसके बाद विनिमय की दरों में बड़ी घठ- 
बढ़ हुई | जर्मनी की दशा तो इस संबंध में अत्यंत द्वी 
खराब हो गई, ओर जनवरी, सन्‌ १९२४ में एक पोंड के 
बदले १६५,००,००,००,००,००० फाग्रज़जी माके मिलने 
लगे | इन देशों की विनिमय-संबधी दशा समभने के लिये 
प्रत्येक देश के बारे में अलग-अलग विचार किया जाता है। 

इँगलेंड की दशा 

उपर्युक्त कोष्ठक में जो न्यूयार्क पर की हुई दर्शनी हंडियों 
की क्रीमत दी है, उससे संयुक्तराष्ट्र (अमेरिका ) की दशा 
का उतना पत्प नहीं लगता, जितना इँगलैंड की दशा का । 





ध्ट्रे विदेशी विनिमय 


अमेरिका में अत्यधिक काग्रजी मुद्रा का प्रचार नहीं किया 
गया था, इसलिये वहाँ पर काग्रजी डालर और सोने के 
डालर का मूल्य बराबर रहा | युद्ध के आरंभ-काल से गत 
वर्ष तक संयुक्तराष्ट्र ( अमेरिका ) ही एक ऐसा देश था, जहाँ 
सोने-चाँदी के आयात-निर्यात पर कोई रोक-ठोक नहीं थी, 
ओर वह स्वतंत्रता-पृवेक ग्राप्त किया जा सकता था । इँगलैंड में, 
युद्ध के समय और बाद में भी, काग्रज़ी मुद्दा का अत्यधिक 
परिमाण में प्रचार किया गया, जिससे काग्रजी पोंड का मूल्य 
स्वर्ण-पांड से कम हो गया, और वह बराबर कम होता गया । 
कागजी मुद्रा का प्रचार कम करने पर कागज़ी पौंड का मूल्य 
धीरे-धीरे बढ़ने लगा, और अंत में एप्रिल, १६२४ में वह स्वणे- 
पौंड के बराबर हो गया । नीचे के कोष्ठक में इंगलेंड में 
काग्रजी मुद्रा के प्रचार का परिमाण बतलाया जाता है-- 











सन्‌ काराज़ी मुद्रा का प्रचार । 
१६१३ के अ्रेत में ३,६० लाख पोंड 
१६१४ ,, 399 939 ३९,३४७ , 99 
१६१६ ,, 3953 79 8४,३४० +,$ 399 
१68९० ), 9१) 99 छ८,१ दी 3३9 99 
१६२१ 9९ हर्ष श्र्श 3३,९२७ 3 १2 
१६२५२ ,, ,9 39 ३६,झ३ 3+५ १३ 
१6२३ 3३१५ 99 359 हम 39 $ 
१६२४ ,, 3) 33 | ३९,७६ ,9 ,३39 
१६२७ ,॥$ । शेम, रद , 39 





939 99 
१६२६ जनवरी में ३७,३० “53 89 








सातवां अध्याय ब्ट्रे 


यद्यपि काग्रजी मुद्रा का प्रचार युद्धकाल में काफ़ी अधिक 
परिमाण में किया जा चुका था, और दइँगलैंड की सरकार ने 
महायुद्ध के अत होने तक इँगलैंड-न्यूयार्क-दर को अपने 
प्रयत्ञों द्वारा गिरने से बचाया था, तथापि युद्ध का अंत 
द्वोने पर उसने इस संबंध में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, 
जिसके कारण इन दर का गिरना आरंभ हो गया, और साथ- 
ह्ी-साथ कायजी मुद्रा के ग्रचार में भी सन्‌ १६२० के 
अत तक वृद्धि होती गई | फ़रवरी, सन्‌ १६२० में इँग- 
लैंड-न्यूयाक-दर २३.३६ डालर तक गिर गई । इँगलेंड की 
सरकार ने इसके बाद काग्रज़ी मुद्रा के प्रचार का परिमाण 
धीरे-धीरे कम करने का प्रयत्न किया, न्‍्यूयाके की दर भी 
बढ़ने लगी, और अंत में, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका 
है, एप्रिल, सन्‌ १९२४ में यह दर स्वर्ण-आयात-निर्यात- 
दरों के अंदर आ गई | और, अब रँगलेंड में कागज़ी पौंड का 
मूल्य सोने के पौंड के बराबर हो गया है । 


भ्_सः 


फ्रांस की दशा 
फ्रांस में भी, युद्धकाल में ओर उसके बाद भी, काग्रज़ी 
मुद्रा का अधिक परिस्राण में प्रचार हुआ, जिससे युद्धकाल 
के समय में ही कागजी फ्रैंक की क्रीमत स्वर्य-फैंक से कम 
होने लगी. इसका परिणाम यह हुआ कि लंदन-पेरिस की दर 
धोरे-धीरे बढ़ने लगी, भर वह सन्‌ १९२१ तक बराबर 


० 4. 


९ विदेशी विनिमय 


बढ़ती ही गई । उस वर्ष काग्रज़ी मुद्रा का बढ़ाना बंद कर 
दिया गया, जिससे दर ६१-०६ से ५२-३२ तक गिरती 
गई । परंतु वह फिर से बढ़ने लगी, जिसका प्रधान कारण था 
जमेनी के रूर-प्रांत के संबंध की फ्रांस की नीति और अँगरेज़ों 
का उसका विरोध | जब यह मामला किसी तरह से तय हुआ, 
तो उधर फ्रांस की राष्ट्रीय आय-व्यय-संबंधी दशा खराब 
होने लगी । फ्रांस के मंत्रि-मंडल में परिवर्तन होने लगे, और 
एक ही वर्ष के अदर कई मत्रि-मंडल बदले | इन सब 
बातों के कारण दर भी अधिक बढ़ने लगी, और अब वह 
क़रीब १३० फ्रैंक-१ पोंड हो गई है । फ्रांस की सरकार 
को अपने विनिमय की दर को स्थिर करके, काग्जी फ्रेंक को 
स्व॒रर-फ्रेंफ के बराबर लाने का प्रय्ञ करना चाहिए। जमैन- 
सरकार नें इस संबंध में जो कुछ किया है, उसका आवश्य- 
कतानुसार अनुकरण कर बह भी लाभ उठा सकती है। 
जर्मनी की दशा 

गत महायुद्ध में जमनी अंगरेजों के विरुद्ध लड़ा था, 
इसलिये युद्धकाल में उससे कुछ भी लेन-देन नहीं हुआ । 
जर्मनी की हार हुई, और उसे मित्रराष्ट्रो को वार-इंडेम्निटी 
( विशेष कर ) प्रतिवर्ष देने के लिये बाध्य होना पड़ा । युद्ध- 
काल में जमेनी में भी काग्जी मुद्रा का अधिक प्ररिमाण में 
ग्रचार किया गया था, जिससे काग्रज़ी मार्के की क्रीमत स्वणे- 


सातवां अध्याय ध्स्यू 


माक से कम द्वो गई थी । सन्‌ १६१८ में जब जमेनी के 
साथ मित्रराष्ट्रों का लेन-देन आरंभ हुआ, तो लंदन-बर्लिन की 
दर जनवरी, १८२० में १८०७-७५ हो गई थी । पर काग्रज्जी 
मुद्रा का प्रचार बढ़ता ही गया, और उसी के साथ-साथ यह्द 
दर भी बढ़ती द्वी गई । सन्‌ १९२३ में विनिमय की दशा 
बहुत ही विकठ हो गई । इस वे के आरंभ में जो दर 
४८,४०० काग्रज़ी माके>१ काग्रज़ी पोंड थी, वद्दी बे के 
अंत में १ काग्रज़ी पॉड-१६४,००,००,००,००,००० 
काग्रजी मार्क के हो गई । जिन व्यक्तियों ने काम्रजी माके 
में अपनी पूँजी या बचत लगाई थी, वे तबाद्द द्वो गए। 
उनके काग्रजजी मार्कों की क्रीमत उतनी भी नहीं रही, जितनी 
कि कोरे काग्रज़् की । जिन व्यक्तियों ने जमेन-सरकार के 
कर्ज के बांड खरीदे थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ | इन 
ऋणगणा-पत्रों की क्रीमत भी उतनी ही गिर गई, जितनी 
काग्रज़ी मार्कों की | इस असाधारण ओर भयंकर परिस्थिति 
का प्रधान कारण था जमेन-सरकार का बहुत ही अधिक 
परिमाण में काग्रज्जी मुद्रा का प्रचार करना, और मिन्रराष्टों 
की हर्जाना ( वार-इंडेम्निटी ) वसूल करने की सड़ती । सन्‌ 
१६२३-२४ में जमेन-सरकार ने कितना अधिक काग्रज्जी 
मुद्रा का प्रचार किया, यद्द नीचे के कोष्ठक से मालूम हो 
जायगा-- 


८ः६्‌ विदेशी विनिमय 


'दहपरदाटाक्ापरथात:ाापकटएपकालल2पददादलादाऊ अषयलयदाकतांबपतकाफवदकातकणामदआपकानएशतपरा लक काल दा क्षएर कक अप पावदााधाकातत2क८७ मय फवरापताधय 55८१ आज का खास दड दा ट ५ पशाकाफाक्एकराादा तप कक 52० ारकफ2 2 पर लक यपड कर करा द कट परम ेलक- 
किस महीने के शत में ? | काशगज़ी मार्क के प्रचार का परिमाण 


शै 
जनवरी १६२३ १६,८४,९० करोड़ साक 
अगस्त १६२४३ ६६,३२,००,०० », 93» 
आोक्टोबर १52२३ २४,६६,८२,२६,०६,०० ,, 399 


नवंबर ११२३ | ४०,०२,६७,६४,०३,०२,०० 
जनवरी १६२४ | ४८,३९६,७४,९२,१३ &5,०० 

जन है! २४ १,०६,७३,००,७७,२ ३ $5९२,००५ 939 99 
सितंबर १६२४ १,५२,०९,३०,६२,३७,१२,०० 3५; $$ 

इस अत्यधिक काग्रज्जी मुद्रा के प्रचार का परिणाम यह 
हुआ कि लंदन-बर्लिन की दर भी अत्यधिक बढ़ गई । यह 


“दर नीचे के कोष्ठक में दी जाती है--- 


88. 7 2 


93 29 












किस महीने के | एक काग़ज़ी पोंड 5 प बदले में कितने 

















प्रारंस में ? काग़ज्ञी मार्क मिलते थे ? 

॥ ६ 
अनवरी १६२३ ४८,७०० मार्क 
सितंबर १६२३ ४,७*,००,००० ,$ 
नर्वबर १६२३ २०,००,००,००,००,००० ,; 


8. १6२४ १,६७,००,००,००,००,००० 
जुलाई १६२४ १,८४१,२७,००,००,००,००० 
आऑक्टोबर १६२४ । १,८६,२९७,००,००,००,००० 











मार्क की क्रीमत गिरने से लोगों का बड़ा नुक्सान हुआ | 
जर्मन-सरकार ने दशा के सुधारने का ग्रयत्ञ आरभ किया । 
उसने मित्रराष्ट्रों स ८० करोड़ स्वणे-मार्क क्ज् लिए, ओर 


रई 


सातवोँ अध्याय प्छ 


हर्जाने के संबंध में लिखापढ़ी करके उसका परिमाण कुछ 
वर्षों के लिये कम कराया । नवंबर, १६२३ में रेंटन-बेंक 
खोली गई, जिसके द्वारा रेंटन-मार्के नाम की नई कांग्रजी 
मुद्रा का प्रचार किया गया; १०,००,००,००,००,००० 
'काग्रजी माक>?१ रंटन-मा्के की दर से दिए जाने लगे। 
यद्यपि ऑक्टोबर, १६२४ तक जमनी की विनिमय की दर 
काग्रजी मार्क में ही बतलाई जाती थी, तथापि जमेनी में सब 
लेन-देन रेंटन-मार्क द्वी में होता था, जिसका मूल्य, जैसा ऊपर 
बतलाया जा चुका है, १० खर्व काग्रजी मार्के था | पहली 
नवंबर, सन्‌ १९२४ से रेंटन-मार्क और कागृजी मार्क भी 
उठा लिए गए, ओर स्वणे-मार्क का प्रचार हुआ । और, अब 
जो नई कायज्ञी मुद्रा निकाली गई है, उसके बदले में सोना 
मिल सकता है, एवं नए कागजी मार्क तथा खर्ण-मार्क का 
मूल्य अब प्रायः बराबर है। नवंबर, १९२४ से लंदन- 
बर्लिन-दर स्वणे-आयात-नियात दरों के अंदर ही रहती है, 
ओर विनिमय फी दशा अब स्थिर हो गई है । 

अगले अध्याय में हम गत < वर्षों की भारत की विनिमय- 
संबेधी दशा का वर्णन करेंगे । 


आठवों अध्याय 


गत ६ वर्षों में समारतीय विनिमय की दशा 


जैसा कि पहले फह्य जा चुका है, भारत में सोने का 
सिक्का अब स्वतंत्र रूप से नहीं ढाला जाता | यहाँ पर चाँदी 
का जो रुपया प्रचलित है, उसका बाहरी मूल्य उसके असली 
( धालिक ) मूल्य से अधिक है| सन्‌ १८८३ में भारत- 
सरकार ने इँगलेंड के सिक्के शिलिंग-पेंस में रुपए की एक 
क़ानूनन्‌ दर निद्धोरित कर दी, और इस दर के यथाशक्ति 
बनाए रखने का वचन दिया । यह क्ानूनन्‌ दर १ रुपया> 
१ शिलिंग 9 पेंस थी । भारत-सरकार आवश्यकतानुसार 
कॉसिल-बिल (भारत-सरकार पर की हुई हंडिएँ) और रिसे- 
कोंसिल-बिल (उलटी हुंडिएँ अरथात्‌ भारत-सचिव पर की हुई 
हुंडिएँ ) बेचकर, सन्‌ १६०० से सन्‌ १६१७ तक उस दर 
के बनाए रखने में समर्थ रही । इन वर्षों में विनिमय की 
दर १शि० ४३ पेंस से अधिक नहीं बढ़ी, ओर न १ शि० 
३६३६ पंस से नाचे ही गिरी | परंतु सन्‌ १६१७ से भारत- 
सरकार इस विनिमय की दर के क्रायम रखने में असफल 
द्ोती आ रही है, जिससे यह दर भी बहुत अस्थिर होगई है । 


आठवों अध्याय चर 


इस अध्याय में हम यह बतलाने का प्रयत्ञ करते हैं कि 
सन्‌ १६१७ से सन्‌ १९२६ तक भारतीय विनिमय की दर 
क्या थी, ओर उसके घट-बढ़ के प्रधान कारण क्‍या थे। 
गत & वर्षा में भारतीय विनिमय की दर 

अगले प्रृष्ठ के कोष्ठक में यह बतलाया जाता हैँ कि गत € 
वर्षों में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को बंबई में लदन पर 
की हुईं दशनी हुंडियों की दर क्या थीं । 

इस कोष्ठक से मालूम होगा कि सन्‌ १६१७ के अगस्त- 
महीने तक तो मारतीय विनिमय की दर खणें-आयात-दर के 
अंदर द्वी रही | इसके बाद जो इस दर का बढ़ना आरंभ 
हुआ, उसका कारण अन्य देशों के समान कामग्जी मुद्रा का 
अधिक परिमाण में प्रचार नहीं था| जब तक भारतीय 
काग्रज्जी मुद्रा-संबंधी आधुनिक क़ानून ( 79980 €ए८7०९7०ए 
5७ ) में परिवर्तन न कर दिया जाय, तब तक इस देश में 
कागज़ी मुद्रा का इतने अधिक परिमाण में प्रचार नहीं किया 
जा सकता कि जिससे प्रत्येक काग्ज़ी रुपए की क्लीमत सोलह 
आने से कम हो जाय | यही कारण है कि भारत में कामजी 
मुद्रा के प्रचार का विनिमय की दर पर अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा | अगस्त, सन्‌ १६१७ से फ़रवरी, सन्‌ १९२० तक 
जो विनिमय की दर में इद्ठि हुईं, उसका प्रधान कारण 
चूँदी की क्रीमत में वृद्धि थी । 














; बंबई में लंदन पर की हुईं दर्शनी हुंडी की दूर-- 


१६१७ | १६४८ | १६१६ | १६२० हा १६२१ । १६२२ | १६२३ १६२४ 





शि.पें. | शि, पे, | शि, पं, | शि. पं, | शि.प, | शि. पं, | शि,पें, | शि, पं. 


७-७०+०-७-+०००५०-५-नलकन-मन- मनन +-+ कम कनभममनमनभन हू. नननिनन-किनन-+लन कितनी “किन ननम टन-खा+..ि 3-3333-नमकन»«ननन«% न ++ न “नन-+3५«3८+मम+ 93... करममनमकक3+७3+-+-ननननन-न-ननननकननान-म कक» नमक. ;_-> ० जि 





१०४४: १०० १०६ २०७ १०३६ १०३ ३. १४ ह 
१०४) | १९०३९ | १९६ (२०४ १०३४८ |१९श्टे (१०४३ 
१०४३ १०६ | १९६ [२*९इद | १'इेट | देश | १७३६ 





3०8३ | ३६ | नस स्नडे | 3०३३ | १३३ | १४८ |१-४पेहे 
बन्छके | १०६ | $नम मु | टू | १३६ १०४६ १०३ 
५ शूल्व 2; प्‌ 

१०४३ | १९६ | १ | $०१०ड॥ | १९३६ 3:३४ १९४७ ६ | १९५३ 
३१०० १०६ १०१० १०१०४; १०४३ 3'इेदहू १९४८६ १०३३ 

3०९ १०६ | २९०० हट | १९5 3" रेप हे ३:४३ १४ 

श् है. हे ३ छ छः छ् हि 

१०९ १०६ | २९००७ | १९७८ | १९४८ | १९ ०३३२ ३४४०५ | २ हेड ह 

१०४ १०६ | २०४ (+*रट | बेटे (१४ ।| मम कक 3 मल. १ बेड हू 





आठवाँ अध्याय €ै है 


सन्‌ १६१७ से १६२० तक भारतीय विनिमय की दशा 

चौँदी की क्रीमत में वृद्धि सन्‌ १३१७ के पहले से ही 
आरंभ हो गई थी | चाँदी की क्रीमत बढ़ने के कई कारणों 
में प्रधान कारण थे नए सिक्कों के ढालने के लिये सब 
'देशों में चाँदी की माँग का बढ़ना, तथा महायुद्ध और मेक्सिको 
में राष्ट्रविप्लव के कारण चाँदी का खानों से कम परिमाण में 
निकाला जाना | सन्‌ १६१७ के अगस्त-महीने तक चाँदी 
की क्रीमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का चाँदी का रुपया 
प्रामाणिक सिक्का हो गया, और उसका घालिक मूल्य बाहरी 
(चलतू) क्रीमत के बराबर हों गया । यदि भारत-सचिव द्वारा 
अगस्त, १८ १७ में भारतीय विनिमय की दर न बढ़ाई जाती, 
तो भारत में चाँदी के सिक्के हानि उठाकर ढालने पड़ते, और 
रुपए जनता द्वारा गलाए जाने लगते । इसलिये भारत-सचिव 
द्वारा विनिमय की दर उस समय १ शि० ५ पेंस कर दी गई । 
चाँदी की क्रीमत भी बराबर बढ़ती ही गई । इसालिये एप्रिल, 
सन्‌ १६१८ में दर १ शि० ६ पेंस तक बढ़ा दी गई । सन्‌ . 
१९१८-१८ में उसमें कोई विशेष घट-बढ़ नहीं हुई ; परंतु 
सन्‌ १६१६ के मई और अगस्त में भारत-सचिव को फिर से 
दर १ शि० ८ पेंस और १ शि० १० पेंस तक बढ़ा देनी पड़ी । 
चाँदी की क्रीमत फिर भी बढ़ती ही गई । सरकार ने विवश 
होकर एक कमेटी नियुक्त की, जिसकों करेंसी ( मुद्रा ) और 


५२ विदेशी विनिमय 


विनिमय-संबंधी नीति निद्धारित करने का काम सौंपा गया । 
कमेटी का सिफ़ एक ही सदस्य भारतीय था । उसकी सब 
बैठओं भी इँगलेंड में हुईं। सदस्यों ने भारत आने का कष्ट नहीं 
उठाया । कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के पहले मारत- 
सचित्र को विनिमय की दर सितंबर, १६१९ में २ शि०, 
नवंबर में २ शि० २ पेंस तथा दिसंबर में २ शि० ४ पेंस 
तैक बढ़ानी पड़ी । सन्‌ १६२० के फ़रवरी-महीने के प्रथम 
सप्ताह में इस कमेठी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई | कमेटी ने यह 
सिफारिश की कि भारतीय विनिमय की क्रानूनन्‌ दर बढ़ाकर 
१ रुपया>/खण के २ शिलिंग के कर दी जाय | उस समय 
इंगलेंड में काग्रज़ी मुद्रा का अधिक परिमाण में प्रचार द्वो 
चुका था, इसलिये काग्जी पौंड की क्रीमत बहुत गिरी हुई 
थी । करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिश के मुताबिक्र उस समय की 
दर क़रीब २ शि० ११ पेंस होती । बाज़ारूर .दर उस समय 
२शि० ४ पेंस थी । करेंसी-कमेटी ने विनिमय की दर के 
इतने अधिक बढ़ाए जाने के कई कारण बतलाए हैं, उनमें दो 
प्रधान कारण ये हैं-- 

( १ ) कमेटी की यह धारणा है कि चाँदी की क्रीमत 
भविष्य में कई दिनों तक कम न होगी, इसलिये उसने ऐसी 
दर नियुक्त करने की सिफ़ारिश की है, जिसके फिर, चाँदी 
की क्रीमत बढ़ने के कारण, बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े | 


ख्राठवों अध्याय 6६३ 


( २ ) भारत में बस्तुओं की क्रीमत बढ़ रही थी। कमेटी 
ने ऐसी दर नियुक्त कराना उचित समझा, जो वस्तुश्रों की 
क्रीमत कम करने में सहायक हो | इस दर की वद्धि से भारत में 
बाहर से आनेवाली वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं | जब दर 
१ शि० 9 पंस से २ शिलिंग तक बढ़ जाती है, तो जो 
विदेशी वस्तु पहले १५ रुपए में मिलती थी, वही अब १०रुपए 
में मिलने लगती है । परंतु इस बृद्धि के कारण विदेशियों 
को भारतीय वस्तुओं के लिये अधिक दाम देना पड़ता है, 
जिससे भारत का नियोत कम होने लगता हैं | निर्यात 
की कमी के कारण उन वस्तुओं का परिमाण भी देश में बढ़ 
जाता है, और इससे नियात-संबंधी वस्तुओं की क्रीमत भी 
कुछ कम हो जाती हैं | इस प्रकार विनिमय की दर के 
बढ़ने से आयात ओर निर्यात-संबंधी सभी वस्तुओं की क्रीमत 
कम हो जाती है। यही सोच-विचारकर कमेठी ने विनिमय 
की दर के इतने अधिक बढ़ाए जाने की सिफारिश की | 

दर के बढ़ाए जाने की सिफारिश करने का एक और भी 
कारण हो सकता है, जो रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। 
कमेटी के अधिकांश सदस्य अगरेज थे । इँगलेंड की उन्नति 
ओर महत्ता उसके विदेशी व्यापार पर बहुत कुछ निभेर है । 
उस समय महायुद्ध ख़त्म हो चुका था, बेकारी बढ़ रही थी, और 
दगलेंड अपना व्यापार बढ़ाने की फ़िक्र में था | यह तभी ढ्वो 


& ४ विदेशी विनिमय 


सकता था, जब वह अपना माल अन्य देशों में सस्ती क्रीमत 
पर भेज सके | भारत में विनिमय की दर बढ़ने पर वहः 
भारत में अपना माल बहुत सस्ती क्रीमत पर, बड़ी आसानी 
से, भेज सकता था । इसलिये, संभव है, कमेटी के अधिकांश 
सदस्यों ने अपने देश के व्यापार के बढ़ाने की ग्रज़ से ही 
विनिमय की इतनी ऊँची दर नियत करने की सिफ़ारिश की हो । 

पर कमेटी ने इस ऊँची दर से होनेवाली हानियों की तरफ़ 
पूरा ध्यान नहीं दिया । इस दर से भारत के नियोत-व्यापार और 
उद्योग-धंधों को भारी क्षाति पहुँचने की संभावना थी, परंतु उसने 
इसकी परवा नहीं की | कमेटी के एक-मात्र भारतीय सदस्य 
श्रीयुत दलाल ने, अपनी रिपोर्ट में, दर बढ़ाए जाने का जोरों 
से विरोध किया, और पुरानी दर क्रायम रखने की सिफ़ारिश 
की | आपने यह भी लिखा कि भारत-सरकार इस बढ़ी हुई 
दर के बनाए रखने में समथे न होगी । 

करेंसी-कमेंटी की सिफ्रारिशों का परिणाम 

अंत में भारत-सचिव ने, श्रीयुत दल्लाल की सिफ़ारिशों की 
अवहेलना कर, कमेटी के अधिकांश सदस्यों की ही सिफ़ारिशें 
स्वीकार कर लीं | शायद भारत का हित उनको उसी में 
मालूम हुआ । जिस समय फ़रवरी, सन्‌ १६२० में रिपोर्ट 
ओर भारत-सचिव का मंतव्य प्रकाशित हुआ, उस समय 
विनिमय की बाज़ारूः दर, कमेटी द्वारा निद्धोरित दूर से, करन 


डर 


आठवाँ अध्याय ढ्पू 


४-४ पेंस कम थी | उलटी हंंडियों ( रिवंस कोंसिल-बिल ) की 
माँग जनवरी से ही आरंभ हो गई थी, और भारत-सरकफार 
क़रीब ६० लाख रुपयों की हुंडिएँ बेच चुकी थी । 
भारत-सरकार ने उलटी हुंडियों को अधिक परिमाण में 
बेचकर, बाजारू दर को कमेटी द्वारा निद्धारित दर तक 
बढ़ाने का प्रयतज्ञ आरंभ किया | ५ फ़रवरी, सन्‌ १६२० 
को २ करोड़ रुपयों ( २० लाख पौंड ) की उलटी हुंडिएँ 
२शि० ८ #६ पेंस की दर स,और १२ फ़रवरी को ५ करोड़ 
रुपयों ( ५० लाख पॉंड ) की डंडि३ २ शि० १०३४९ 
पेंस की दर से बेची गईं | उलटी हुंडियों की ये दरें बाज़ारू, 
दर से ३-४ पेंस अधिक थीं | पर उलटी हुंडियों का बाज़ारू 
दर से इतनी अधिक दर पर बेचा जाना बहुत अनुचित था | 
जिन सज्ननों को ये हुडिएँ पान का सौभाग्य प्राप्त होता 
था--ओर यह संदेह क्रिया जाता हैं कि इनमें विदेशियों की 
संख्या ही अधिक थी--उनको सरकार की इस कृपा से इन 
हुंडियों के खरीदने में बाज़ारू भाव से प्रायः १० प्रति सैकड़ा 
रुपए कम देने पड़ते थे | सरकार इन उलटी इंडियों को 
इतनी अधिक दर पर बेचकर, बाजारू दर को २ शि० ७३ 
पेंस.तक बढ़ाने में समरथ हुईं । परंतु यह वृद्धि थोड़े ही 
समय के- लिये थी । कुछ ही दिन बाद विनिमय की दर का 
घना आरंमरूआ, ओर वह एप्रिल, सन्‌ १६२० तक २शिं० 


< ६ विदेशी विनिमय 


३६ पेंस तक- गिर गई । परंतु भारत-सरकार २२ एप्रेल तक, 
प्रति सप्ताह २ करोड़ रुपयों ( २० लाख पौंड ) की इंंडिएँ, 
बाजारू दर से चढ़ती दर पर बेचती ही रद्दी । फिर उसके 
अगले सप्ताह से केवल १ करोड़ रुपयों ( १० लाख पॉड ) 
की हंडिएँ प्रति सप्ताह बेची जाने लगीं। और, २० जून को 
इन हुंडियों की दर १ शि० ११६३६ पेंस नियत कर दी गई । 
भारत-सरकार ने विनिमय की दर के बढ़ाने के लिये एक ओर 
साधन का आश्रय लिया | वह था सितंबर, सन्‌ १४१८ से 
प्रति पंद्रहब दिन लाखों तोला सोना घाठे से बेचना । इन 
सब प्रयत्रों के किए जाने पर भी विनिमय की दर गिरती ही 
गई, और सितंबर, सन्‌ १६२० के अंत तक वह गिरते-गिरते 
१ शि० १०६ पंस तक आ गई । सरकार अपने प्रयक्नों में 
सवेथा असफल हुई, ओर विवश होकर उसी महीने से उसने 
उलटी हुंडिएँ ओर सोना बेचना बंद कर दिया । 
इस नीति से भारत-सरकार की हानि 

अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सरकार की 
उपयुक्त नीति से भारत-सरकार को क्या लाभ या हानि हुई । 
हम ऊपर यह बतला चके हैं कि उलटी इुंडियों का बाज्ञारू दर 
से इतनी अधिक दर पर बेचा जाना उचित नहीं था। 
सरकार ने हंंडी ख़रीदनेवालों को व्यथे ही १० ग्राति सेकड़े 
की रियायत दे दी, और इस रियायत का भार गरीब भह्त्त 


आठवां अध्याय द्‌छ 


हि 


पर पड़ा । महायुद्ध के समय भारत-सरकार न त्रिठिश-सरकार 
की तरफ़ से जो कई करोड़ रुपए भारत में ख च किए थे, उसकी 
रकम ब्रिटिश-सरकार ने १ पॉड-१५ रुपए की दर से 
चुकाई, ओर वह इँगलेंड में ब्रिटिश-सिक्‍यूरिगीज के रूप में 
जमा की गई । युद्ध-काल में मारत-सचिव ने सन्‌ १६१८ 
तक जो करोड़ों रुपयों के कोंसिल-बिल बेचे, उनकी स्क़म 
भी १ पौंड-१५ रुपए की दर से इगलेंड में इकठ्ठी होती 
रही । भारत-सरक्षार ने सन्‌ १६२० में जो उलटी इुंडिएँ 
बेचीं, उन्हें सारत-संचिव ने ब्रिटिश-सिक्यरिटीज्ञ बेचकर 
चुकाया । इस तरह भारत-सरकार को तो भारत में इन हुंडियों 
के प्रति पोंड पछिे १० रुपए या उससे भी कम रक्तम मिली, 
ओर उसके बदले मारत-सचिव को १५ रुपयों में ग्राप्त पोंड 
देने पड़े । इस प्रकार उल्टी हंंडियों के बेचने से गरीब 
भारत को प्रति पोंड कम-से-कम ५ रुपयों की हानि हुई । 
अगले प्रष्ठ पर दिए हुए कोष्ठक में यह बतलाया गया है कि 
'फ़रवरी, १९२० से सितंबर, १९२० तक, आठ महीनों भे 
प्रति सप्ताह भारत-परकार द्वारा जो उल्टी इंटिएँ बेची गई, 
उनकी 2५, दयया प्रत्नि पोंड की दर से क्या कीमत थीं, उनके 
बेचने से भारत-सरकार को कित्रवा रुफ्या मिला, और इस 
प्रकार उलठी हुंडिएँ घाठे से बेचने के कारण भारत को 
” कितनी हानि छहुइ--- 





सयू 48२० से उद्वटी 
हंंडियो के बेचने की 
तारीज़ भर दर 





(-कलब+45क कब जनिनिनाकआक++++3++०+--” 


( १ ) <€ फ़रवरी को २ शि० 
८ पेंस की दर से 

(२ )१२फ्रवरस को २शि० 
१०४ पेंस की दर से 

(३) १६ फ़रवरी से १२ 
साच तक २ श० ६-+ पेंख 
का आरा दर से २० लाख 
पॉड प्रातति सह्ाडए । 
( ४) है टन सा स्‍्तं शर्ट 
एाप्रलतलचचक्त २ श० *< पथ, 
को असत दर से २० द्ाख, 
पड प्रात सप्ताह 

( ९ ) २६ पापिल से २० 
जने दछक २ शण 2८ रपछः 
की श्रासत दर से १० स्ाम्ख 
पा प्रात सप्ताह 

(६) २० जून से सिर्तंब 
के अत तक ॥ शि० ११३५ 
पंस की झ्ोपत दर से ६४ 
लाख पांड प्रति प्प्ताह 


कम करन, 


कऔतनन-ल कल. न सकमसनननन कर मस० 2-७७... लकनानान“तन न जी न्‍ील-++परनक--नन+-नमपे सच+ 3०3५3 >+--+. 





>> ++ सफकसका की निनन 





[722 अर" क3७२८-- वर 


कनत कर. अन्‍कमनतताना तकत्का. काब्कन 


३ क ने 


480 ज] 





'डुयी को 


ने (ला 
पगरींड में) 


78०] 


३२० 


4 लए 

















ये 
हुंडियों की की | जो रुपया 
मत १ ७रुपएु- | नारत-सरकार 
ख! १ पॉड की दर | को सिल्ला 
आ । ४ 
। सर जाख (लाख रुपयों 
| रुपयों में ) । में) - 
! ४8६०० ॥#8 ५० 
। 
| (३७७ ३४० 
ह 3+९०० | दण्ड 
| 
१,८०० हमे 
१,२०० ६्‌श्घ 
| रे2२७६० 3, शे ८ 
७,७०० ४५९४७ 


रु 





कुल हानि--( ७५,००-४५,४७ 7 ३२,५४३ खाख अर्थात्‌ करीब, 


३२३ करोड़ रुपए । 


आठवों अध्याय हट 


ऊपर के कोष्ठक से माल्रम होता है कि उलटी इंडियों के 
बचने स भारत-सरकार को क़रीव ३२३ करोड़ रुपयों की 
हानि हुई | इसके अतिरिक्त मारत-सरकार ने बारह महीनों 
तक जो सोना घाटे से बेचा, उसमें भी उसे क़रीब ७ करोड़ 
०५ लाख रुपयों की हानि उठानी पड़ी । इस ग्रकार भारत- 
सरकार को इस असफल प्रयत्न में क़रीव ४० करोड़ रुपयों 
की हानि हुई, जो भारत-सरीखे गरीब देश के लिये बहुत 
ही अधिफ है। इस नीति का भारतीय ब्यापार पर क्या प्रभाव 
पड़ा, यह अगले अध्याय में बतलाया जायगा |. 

१8२० से १६२६ तक भारतीय विनिमय की दशा 

कई करोड़ रुपयों की हानि उठाने के बाद सितवर, सन्‌ 
१8२० से भमारत-सरकार ने विनिमय-संबंधी बातों मे किसी 
भी प्रकार से हस्तक्षेप न कग्ने की नीति का अवलंबन किया 
हैं | इससे विनिमय की दर की अस्थिरता और भी अधिक 
बढ़ गई है| सन्‌ १९२१ में यह दर १ शिलिग ५ पेंस ओर 
? शिलिम'३ पेंस के वीच में घठती-वबढ़ती रही । सन्‌ 
१६२२ में वह १ शिलिंग 9 पंस ओर १ शिलिंग २ पेंस के 
बीच में रहो, ओर सन्‌ १२२३ में १ शेलिंग 9 पेंस से 
बढ़ते-बढ़ते १ शिलिग ५ पेंस तक पहुँच गई । सन्‌ १९२४ 
के अंत में वह १ शिलिंग ६ पेंस तक आ गई, ओर नवंबर, 
१२६४५ से अभी तक (एग्रिल, १६९२६ तक ) वह १ शिलिंग 


१०७० विदेशी विनिमय 


& पेंस के आसपास ही है | पर विनिमय की दर की <स 
अस्थिरता के कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है | यदि 
देश में सोने का सिक्का प्रचलितहोता, और वह सरकार द्वारा 
स्वतंत्र रूप से ढाला जाता, तो हस्तक्षेप न करने की नीति से 
देश की न तो कुछ हानि होती, तथा विनिमय की दर भी 
स्थिर रहती । परंतु जब देश में ऐसे सिक्कों का प्रचार है, जिनकी 
बाजारू क्ीमत उनके धात्विक मूल्य से अधिक है, और जब ' 
विदेशी विनिमय के लिये सरकार द्वारा एक क्वानूनन्‌ दर नियत 
कर दी गई है, तो मारत-सरकार का यह प्रधान कनव्य है कि 
वह उस कानूनन्‌ दर को बनाए रखने का भरसक ग्रयत्न करती 
रहे, या यदि वह ऐसा करने में असमथ हो, तो शीघ्र ही 
सोने के सिक्कों का ग्रचार स्वतंत्र रूप से कर दे । मारतीय 
विनिमय की दर हमेशा के लिये स्थिर करने का यह्दी एक 
अच्छा तरीका है । इस संबध में हम अपने विचार दसवें 
अध्याय में प्रकट करेंगे | भारत की करेंसी तथा वरिनिमय- 
संबंधी दशा के मुधारने के तरीक्तों पर बिचार करने के लिये 
एक शाही कमीशन सन्‌ १६२७ में नियुक्त किया गया है, 
जिसमें तीन भारतीय सदस्यों को भी स्थान दिया गया है | 
यदि इस कमीशन की सिफारिशों द्वारा भारत में स्वर्ण-म॒द्रा 
| स्वतंत्र रूप से प्रचार इुआ, तो देश को लाभ होगा | 


अविजआआकाकशाका ली कलेंकििक की. हैं 


अन्यथा, उसकी वही हालत रहेगी, जैसी आजकल हे 





नवों अध्याय 
विनिमय की दर की घट-बढ़ का प्रमाव 
स्वर्ण -आयात-दर से) बाहर जानेवाली विनिमय की दर का भाव 


विनिमय की दर की अत्यधिक घट-बढ़ का व्यापार या 
भिन्न-भिन्न वर्गों के मनुष्यों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इस 
प्रश्न पर अब विचार किया जाता है | जब विनिमय की दर 
अन्य देशों की क़रेसी में बतलाइ जाती ओर वह अत्यधिक 
बढ़ने लगती है, अथवा जब विनिमय की दर देश की ही 
करेंसी में बतलाई जाती और अत्यधिक घटन लगती हैं. 
अर्थात्‌ किसी मी कारण से जब विनिमय की दर खरे 
आयात-दर से बाहर जाने लगती है, तो देश में बाहर से 
माल मँगानवालों को लाभ होता है, और आयात को उत्ते- 
जना मिलती है । साथ-ही-साथ देश से बाहर माल भेजन- 
वालों को हानि भी उठानी पड़ती है, ओर निरयात का परि- 
माण कुछ कम होने लगता है । देश के अंदर भी वस्तुओं 
की क्रीमत कछ घटने लगती है | उन उद्योगों को नुक्सान 
प्रदँचता है, जिनका देश के अदर विदेशी सस्ते माल से 


१०२ विदेशी विनिमय 
मुझावला रहता ह । उन व्यक्तियों को, जिन्हें विदेश में 
विदेशी करेंसी में, कर चुकाना रहता है, लाभ होता है ; 
क्योंकि दर के खवरण॒-आयात-दर से बाहर चले जाने से उतने 
ही क्र के लिये कम रुपए देने पड़ते हैं; आर उतनी ही। उन 
व्यक्तियों को, जिन्हें विदेशियों से उनकी करेंसी भें दाम बल 
करने ६, द्वानि उठानी पड़ती हैं । इस प्रकार विनिमय की दर 
की अत्यधिक बटठ-बढ़ से किसी को तो लाभ होता ६, ओर 
किसी को हानि | परंतु किसी भी समय इस बात का पता 
लगाना बहुत कठिन होता है कि उससे देश-मर को लाभ 
अधिक हुआ या हानि | इसी हानि-लास से बचाने के लिय 
प्रत्येक देश की सरकार का यह प्रधान कतंव्य होना चाहिए 
कि वह् अपने देश की विनिमय की दर को अत्यधिक घट- 
बढ़ जाने से रोकती रहे । 
सन्‌ १६१७-२१ में भारतीय विनिमय की दर की 
घट-बढ़ का भारतीय व्यापार पर प्रभाव 

पिछले अध्याय में हम यह बतला चुके हं कि सितंवर, 
सन्‌ १६१७ से दिसबर, सन्‌ १६१० तक भारतीय विनिमय 
की दर स्वण-आयात-दर से बहुत अधिक बढ़ी हुई थी। 
इसका भारतीय व्यापार पर क्या ग्रभाव पड़ा, अब यह बतलाने 
का भ्रयत्ञ करते है । साधारणतः भारत के वाषिक नियोत 


हक 


का मूल्य आयात से अविक रहता है | विनिमय की दर करें, 


को आ 


नवाँ अध्याय १०३ 


द्वि होने से देश से वाहर माल भेजनेबालों को हानि उठानी 
पड़ी, और भारत का निर्यात पीरे-धीरे कम होने लगा | इससे 
भारत को हानि अधिक हुई, ओर इगलेंड को लाम हथ | 
भारत को जो हानि हुई, उसका अंदाज़ लगाना सहज काम 
नहीं हे ! प्खरी, सन 2<€२० में ज्यों ही फरेसी-कमेटी 


कक (+ 


का रिपोट प्रकाशित हुई, मारत-सरकार ने उलटी हुंडिएँ 
बेचना आरंभ कर दिया | मारत में रनेवाले कई सज्नां न 
हि 24 गलें क्यों गण कि, + गा कक्ष किम 

इगर्लंड की रुपए भेजने आरंभ कर दिए, और कई करोड़ 


रुपयों के सामान के किये इँंगलेंड को मी आऔडर भजे गए । 


03४ | 


इगलेंड के उद्योग-बंधों को खब प्रोत्साहन मिला, तथा लाखों 
अगरेज्ञ श्रमजीवियों को, जो उस समय बेकार थे, काम मिल 
गया । मारत मे विदेशी वस्तुएँ बहुत सरती बिकने लगीं। 
विदेश से माल मैँंगानेवाले व्यापारियों को लाभ हुआ ! भारत 
का आयात धीरेंःवीरे बढ़ने लगा, ओर कछ द्वी महीनों मे 
भारत के बाजार सस्ती विदेशी वस्तआ से सर गए । |वोने- 
मय की दर बढ़ाने की भारत-सरकार को नीति से भारत का 
आयात धीरे-बीरे बढ़ता ओर नियोत घटता गया। दो वर्षो 
तक तो मारत का आयात, जो साधारणतः नियात से कम 
रहता है, अपेक्षाकृत बहुत अधिक बढ़ा रहा | आगे के फोष्टक 
में यह बतलाया जाता है कि सन्‌ १६१९-२० से १६२४-२५. 
तक हमारे व्यापार की क्या दशा थीं--- 





>पंशका०३+-8.-का-स्ज्याप्मं ४३ अाआ-+ 


। 








भारत में विदेशी 
वस्तुओं का से- 
पर्ण आयात 


( करोड़ रू० ) 


िननललनभ ल्‍ न नल रन लल ली लल>ललनल+--+++२०++%_न+घे+-+++++>-५५>पर+नकक,. न 











१6$६६०६२० 
१६२०-२१ 
६२१-२*२ 
485२२०२४ 
१६२३-९७ । 
१६२४-२० २ 


रन 
(9 


ना #0 
नए 
6). »/ मय 


न्छ जय 
#2.. ना #ए 
6 ॥ “०८५४ 





बिक [8 ॥0::# 


इस काएठक स सता भा 


कि 


ठ2 ० “37777 75 


<_न्‍्ब_्कक "०३. 


मालूम होता है कि सन्‌ १६२० 
में, उलटी हुंडिएँ ओर सोना कम क्रीमत पर बेचकर विनिमय 


ज 


की दर ऊँची करने के कारण, भारतीय आयात-संबंधी 


१ 


4४" दा 


व्यापार को कितनी उत्तेजना मिली, ओर नियोत कितना कम 
हो गया । सन्‌ १६१८-२० में इंगलेंड को कई करोड़ के 
आऑडर भेजे जाने के कारण, सन्‌ १६२०-२१ में आयात 
२८८ करोड़ रु० से ३३६ करोड़ रुपयों तक बढ़ गया। 
उधर नियांत-व्यापार की कमी हुई । एक ही वे में यह 
३०८ करोड़ रुपयों से २५८ करोड़ रुपयों तक आ गिरा। 
सन्‌ १९२०-२१ मे नियोत से आयात ७८ करोड़ रुपए 
का अधिक हुआ । देश के उद्योग-घंधों को बहुत हानि 


नवाँ अध्याय र०प 


उठानी पड़ी | भारत में लाभ हुआ केवल उन व्यक्तियों को, 
जो विदेशी वस्तुओं का व्यवहार या व्यापार करते थे | 
सितंवर, सन्‌ १६२० में जब भारत-सरकार ने उल्टी 
हंंडिएँ ओर सोना कम क्रीमत पर बेचना बंद कर दिया, तो 
'भारतीय विनिमय की दर शीघ्रता से घटने लगी, और कछु 
ही महीनों में वह १ शि० ३६ पंस तक गिर गई। दर के 


5 3 है 


, इतने अधिक और अचानक गिरने से विदेश से माल मैँगाने- 
वाले भारतीय व्यापारियों फो बड़ी हानि उठानी पड़ी । वे 
विदेशी माल के लिये जब आडर भेजे थे, तव समझते थे कि 
उनका माल सस्ते में आ जायगा । परंतु जब कुछ महीनों के 
बाद उनका माल आया, और उसकी क्रीमत चुकाने का समय 
भी आया, तव तो विनिमय की दर में अचानक कर्मी होन के 
कारण प्रत्येक पोंड पीछे उन्हें अधिक रुपए देने पड़े । इस 
प्रकार विदेशी वस्तुएँ उन्हें महँगी परी | कई व्यापारियों न 
माल छड़ाना तक अस्वीकार कर दिया | भारत-सरकार की 
विनिमय-संबंधी इस नीते से पहले भारत से बाहर माल 
भेजनेवाले व्यापारियों को, ओर अंत में अन्य देशों स माल 
मेंगानेवाले व्यापारियों कों--दोनों को ही हानि उठानी पड़ी ! 
इस नीति से लाभ में केवल इँगलेंडवाले ही रहे । 
स्वण-निर्यात-दर से बाहर जानेवालली विनिमय की दर का प्रभाव 
जब विनिमय की दर किसी भी कारण से स्वण-निर्योत्त- 


१०६ विदेशी विनिमय 


दर से बाहर जाने लगती हे, तब देश से बाहर माल भसेजने- 
वाले व्यापारियों को लाम होता है, और विदेश से माल 
मैंगानवालों को हानि | देश के अंदर विदेशी वस्तओं कई 
क्रीमत बढ़ने लगती है, और उन व्यक्तियों को, जिन्होंने 
विदेशियों को उनकी करेंधी में ऋण दिया है, करत बल 
करते पमय लाभ होता है, तथा उन क्जदागें को नक्सान 
होता है, जिनको विदेशी परेंसी मे ऋण चुकाना रहता है । 
मार्च, सन्‌ १८२१ से भारतीय विनिमय की दर स्वरण- 
नियात-दर से भी नीचे गिरने लगी, जिसका फल यह्ष हुआ 
कि आयात काम हांने लगा। वह सन्‌ १ररशश-शर मे 
३३६ करोड़ रुपयों से गिरकर २६६ करोड़ रुपया तफ आ 
गया, ओर सन्‌ १९२३-२४ तक बराबर कम ही होता गया । 
उधर नियात की बृद्धि होने लगी, और वह वढ़ते-बढ़ते सन्‌ 
६२४०-२५ में १८८ करेंड तक पहुँच गया । 

सन्‌ १८२४ से भारतीय विनिमय की दर फिर से बढ़ने 
लगी दे | सन्‌ १९२३५ से अभी तक वह १ शि० ६ पेंस 
के आसपास रही है | इससे भारत में आयात की वृद्धि हुई, 
आर नियात पर भी बुरा असर पड़ा है| यथ्षपि गत १५-१६ 
महीनों से भारतीय विनिमय की दर १ शि० ६ पंस ही रही 
है, और उसमें अधिक घठ-बढ़ नहीं हुईं, तथापि भारत- 
सरकार विनिमय के संबंध में हस्तक्षेप व करने की ही नीति. 


रद ध्स 


नवाँ अध्याय १०७ 


का पालन कर रही है। ओर, व्यापारियों को यह विश्वास 
नहीं है कि भविष्य में सरकार भारतीय विनिमय की दर स्थिर 
रखने का प्रयत्न करती रहेगी । व्यावारियों को अपने व्यापार 
म॑ दूसरी-दूसरी जोखिमों फे साथ विनिमय के घठ-जढ़ की 
जोखिम भी उठानी पड़ती है, इससे व्यापार को वहुत धक्का 
पहुँचता हद । अस्तु, भारतीय विनिमय की दर का हमेशा के 
लिये स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है | भारत में स्वणोमद्रा 
का स्वतंत्र रूप से प्रचार करने से ही भारतीय विनिमय की दर 
हमेशा के लिये स्थिर हो सकेगी । स्वणे-मुद्रा का प्रचार भारत 
में किस प्रदार किया जा सकता है, इसका विवेचन अगले 
अध्याय में क्रिया जाता है | 


ध्ड 


बदलता अध्याय 


२ माप 


भारत सें सोने के सिद्धों का प्रचार 

सन्‌ १८४८ की करेंसी-कमेटी ने सोने के सिक्कों का 
प्रचार करने की सिफारिश की थी । उसका यह भी मत 
था कि जब कमी नए रुपए ढालने की आवश्यकता हो, 
तो पहले सोने के सिक्कों का प्रचार करने का प्रयत्न किया 
जाय | ओर, यदि इतने पर भी रुपयों की माँग बनी रहे, तो 
नए रुपए ढाले जायें। भारत-सरकार ने इस आदेश के अन- 
सार सिफ्र १८<४ ३० भे सोने के सिक्कों का प्रचार करने 
का प्रयक्ञ किया | परंत उप्त बष अकाल पड़ जाने के कारण 
कछ स्थानों में लोगों ने मुहर को पसंद नहीं: किया, और 
सरकारी ख़जानों में वापस आ गई | उसके बाद सन्‌ १६ १७ 
के अंत तक फिर कभी भारत-सरकार ने सोने के सिक्कों का 
प्रचार करने का ग्रय्ष नहीं किया | सन्‌ १६१८ के आरंभ 
से वंत्र३ की ठकसाल में कुछ मुहर ढाली जाने लगी थीं | 
परंतु अब यह काम भी बंद-सा हो गया है । 

विनिमय की दर स्थिर करने का उपाय 


कोड है हज 


भारत म वािनमय का दर स्थर करन का एक-सात्र सरस्त 


दूसरा अध्याय १०६ 


उपाय यह है कि यहाँ सोने के प्रामाणिक सिक्कों का स्वतंत्र 
रूप से प्रचार और जनता को मारतीय टकसालों से अपने 
सोने के बदले के पक्के ढलवाने का अधिकार दिया जाय । 
इससे भारत में सोने की कीमत हमेशा के लिये स्थिर 
हो जायगी | उसमें फिर कमी तब तक अधिक घट-बढ़ न 
हो सकेगी, जब तक देश में काग्रजी मुद्रा का अत्यधिक 
परिमाण में, प्रचार न किया जायगा । दूसरा लाभ यह होगा 
कि विनिमय की दर हमेशा स्वणे-आयात-नियोत-दरों के बीच 
में ही धटा-बढ़ा करेगी । तीसरा लाभ यह भी होगा कि 
विनिमय की दर का स्थिर रखना सरकार के ग्रयज्ञों पर निरभर 
न रहेगा। 


। 
0 चर 


सोने के प्रामाणिक पिक्कों का प्रचार 

अब हम यह बतलाते हैं कि सोने के प्रामाणिक सिक्के 
का ख्तंत्र रूप से प्रचार किस प्रकार किया जा सकता है । 
चाँदी के रुपए ढालना बिलकुल बंद करके भारत-सरकार को 
तुरंत यह घोषणा कर देनी चाहिए कि बंबई और कलकत्ते 
की टकसालों में जनता के लिये खतंत्र रूप से सोने की 
मुहरें ढाली जायँगी | मुहरों में उतना ही असली सोना होना 
चाहिए, जितना अँगरेज़ी पौंड में रहता है, और मुहर की 
कीमत १५) स्थिर कर दी जानी चाहिए | जो व्यक्ति 
टकसाल में सोना ले जाय, उसके बदले मं, उचित ढलाई 


६०.० 


५९७ विदेशी विनिमय 


देने पर, सोने की मुहरें उसके लिये ढाल दी जायें | मारत- 
सरकार की १५ रुपयों के बदले में मुहर अथवा सोना देने 


की व्यवस्था करना चाहिए । कुछ वर्षो वक्ष «जब तक कि 


जज 


सोने के सिक्कों का काफ़ी परिमाण में प्रचार न हो जाय-- 
गीने की मुहर ओर रुपया, दोनों अपरिमित कानुनन्‌ आह्य 


के रहन चादिए । उसके वाद रुपयों को, चबन्नी-दुअन्नी- 
एकन्नी और पैसों के समान परिमित कानूनन ग्राह्म मुद्रा बना 
देना चाहिए । ओर, भारत की काग्रजी मद्रा के बदले मे 
आवश्यकतानुसार सोने के सिक्के ( मुहरें ) देने की व्यवस्था 
करनी चाहिए | भारत-सरकार को सोने के आयात तथा 
निर्यात पर किसी प्रकार की रोक-टोक भी नहीं रखना चाहिए | 
साधारणतः भारत का आयात नियात से अधिक रहता है 
ओर प्रति बष करोड़ों रुपयों का सोना भारत भे आता है | 
इस सोने का बहुत-सा भाग जनता द्वारा, ठकसालां मे महरों 
के रूप में, ढलाया जायगा । इस प्रकार ग्रांते बष घीरे-धारे 
सोने के सिक्कों का प्रचार बढ़ता जायगा | 

चोदी के रुपए गद्धाने की आ्रवश्यइता 

यदि सोने की मुहरों का प्रचार बढ़ने के साथ-ही-साथ 
भारत-सरकार रुपयों का प्रचार क्रम करने का अन्न न 
करे, तो फिर देश में, रुपए-पैस के परिनाण की बंद्धि के 
कारण, वस्तओआं थी कॉमत मे भी व्वाद्धे होती जायगी 


दसवा अध्याय १११ 


0० कक 


इसालिये सरकार को ग्रातिवष उतने रुपयों की चाँदी गलाकर 
बेच देना पड़ेगा, जितन रुपयों की मुहर उस वष ढाली 
जायंगी । इसमें सरकार को कुछ हानि अवज्य उठानी पड़ेगी : 
क्योंकि एक रुपए म॑ जितनी चाँदी रहती है, उसकी क्रीमत 
प्राय: दस-यारह आने ही होती है, ओर भारत-सरकार के 
चॉदी वेचन के कारण चांदी का ओर भी क्रीमत गिर जाने 
की संभावना ८ | सरकार को यह सब हानि की रक्षम सिक्का- 
ढलाइ-लाभ-कोप ( 50 >छवैएपे [९५४४९७ )सेले 
लेना चाहिए। इसी को में रुपयों की ढलाई का सब मुनाफ़ा 
जमा 6 | अतः जब रुपए गलान से हानि होगी, ता उस 
हानि की पृ इसी कोप से की जाय, यहां स्वधा न्याय- 
संगत हे। पहली मार्च, सन १६२६ को इस काप का हिसाब 
नी चे-लिख अनुसार था+-- 





रुपया-ठब्बाइई-ब्ला भ-कोष 
पोंड...| रुपयों में क्रीमत 
[ ) भारत में सोना । ०», मन 
(२)ईंगर्लंड के बक के पास नकद ४,३५६, ७४,२६५ 


जुइकदक- 


)ब्रिटिशसरकारकी सिक्यूरिर्टी क,ल#,इ ६८ १३,२८,३०,६७० ३ 
| ४)अिटिश साम्राज्य के दूसरी ' ः 
० +पनिय # | '। 

सरकारों की सिक्‍्यूरिटी के ६९१, ४६,७०,६४,७६४ | 


| 
दा कर 
| 








क् | १७६७ ,००७०,९०००७ 


$0०9००,००७ 


श्श्र्‌ विदेशी विनिमय 


इस कोष्टक से मालूम होता है कि भारत-सरकार के पास 
इस कोष में ६० करोड़ रुपयों की रक्तम जमा है, ओर वह 
सब इँगलेंड में रक्खी हुई है। इस कोष की ५० करोड़ रुपयों 
की रक्षम से ही १५० करोड़ चांदी के रुपए गलाने और 
उस चांदी को बेचने से होनेवाली हानि की पूर्ति हो 
सकती है | आजकल करीब ३०० करोड़ चाँदी के रुपए 
भारत में प्रचलित हैं | हमारी समझ में यादि सोने के सिक्के ' 
भारत में खतत्र रूप से ढलवाने का अधिकपर जनता को दिया 
जाय, तो लगमग दस वो में करीब १५४० करोड़ रुपयों 
की मुहरों का प्रचार हो जायगा । उतने ही समय 
में भारत-सरकार को १५० करोड़ रुपयों के चॉंदी के सिक्के 
गलाकर उसकी चाँदी बेच देना होगा। उसके बाद फिर चौंदी 
के रुपए गलाने की आवश्यकता न रहेगी | करीब १५० 
करोड़ रुपए के सिक्के तो साधारण लेन-देन के लिये आवश्यक 
होंगे | जब चांदी के रुपयों का प्रचार १४५० करोड़ रुपए 
तक घट जाय, तब रुपए के सिक्के को एक सो रुपए तक 
कानूनन्‌ ग्राह्म कर देना आवश्यक होगा । इस प्रकार दस 
वर्षों के अंदर सोने के प्रामाणिक सिक्कों का देश में खतंत्र 
रूप से प्रचार होने लगेगा, और रुपया परिमित कानूनन्‌ 
प्राह्म सिक्का हो जायगा | विनिमय की दर सदा के लिये स्थिर 


हो जायगी, ओर भारत-सरकार को कोंसिल-बिल या उल्लञ् 


जि[/ 


दसवो अध्याय ११३ 


हुंडिएँ ( रिवसे कोसिल ) बेचने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
परंतु इन्हीं दस वर्षो के अंदर भारत-सरकार को भारतीय काग्ज्ञी 
मुद्रा के बदले में स्व॒श-मुद्रा देने की व्यवस्था भी करनी होगी । 


३००. 4. 


भारतीय काग़ज़ी मुद्रा का स्वणे-मुद्रा में दिया जाना 


आजकल ( माच, सन्‌ १६२६ में ) ऋरीब १६२ करोड़ 
रुपयों की काग्रड्जी मुद्रा मारत में प्रचलित हैं । इस कामज्ञी 
मुद्रा के बदले सारत-सरकार ने चाँदी के रुपए देने का 
वादा किया है | जब स्वरण-मुद्रा का प्रचार मारत में होने 
लगेगा, तो जनता भी कर या मालगुजारी का कुछ अर 
स्वर्ण-मुद्रा या सोने में चुकाने लगेगी । इस प्रकार मारत-सरकार 
को भी जनता से कुछ सोना या खर्ण-मुद्रा प्रतिवष प्राप्त होने 
लगेगी । ओर, जब सरकार के पास स्णे-मुद्रा की मात्रा काफ़ी 
अधिक हो जाय, तब वह्द ऐसी नई कामग्ज्ञी मुद्रा निकालना 
आरंभ करें, जिनका खरण-मुद्रा में मुगतान किया जा सके । 
जितने परिमाण में यह नई काय्जी मुद्रा निकाली जाय उतने 
ही परिमाण की पुरानी काग्रज़ी मुद्रा, जिसका चौंदी के रुपयों 
में ही मुगतान किया जा सकता हें, वापस ले ली जाय। 
यदि २० करोड़ रुपयों की पुरानी कायजी मुद्रा इस प्रकार 
प्रतिवर्ष वापस ले ली जाया करे, तो पाँच वर्षो के अंदर ही 
भारत में पूर्ण रूप से ऐसी नई फायज़ी मुद्रा का प्रचार हो 
ज्ञाथगा, जिसका मुगतान खर्ण-मुद्रा में हो सकेगा । 


११४ विदेशी विनिमय 


ह उपसंहार 

याद उपयुक्त योजना के अनुसार कार्य किया जाय, तो 
हमें पूण विश्वास है. कि अधिक-से-अधिक दस वर्षों के अंदर 
ही भारत में स्वर्ण-मुद्दा का आसानी से देश-भर में पूर्ण रूप 
से प्रचार हो जायगा, ओर करेंसी-संबंधी एक बहुत बड़ी 
समस्या हल हो जायगी । तब सरकारी करेंसी-संबंधी नीति में 
जनता का भी विश्वास बढ़ जायगा, ओर करोड़ों रुपयों कां 
जो सोना आजकल जमीन में गड़ा हुआ है, उसके सिक्के 
ढाले जाकर, वह रुपए-पैसे के रूप में उपयोग होने लगेगा, 
जिससे देश को बड़ा लाभ होगा । ख्वण के प्रामाणिक 
सिक्कों के प्रचार से भारतीय विनिमय की दर हमेशा के 
लिये स्थिर हो जायगी । इस दर का स्थिर रखना 
फिर सरकार के प्रयत्ञों पर निभर नह्वीं रहेगा । यह 
दर स्वणे-आयात-निर्यात-दरों के बीच में दी घटा-बढ़ा करेगी । 
भारतीय व्यापार विनिमय की दर के घठ-बढ़-संबंधी जोखिम 
से बच जायगा, और उसकी उन्नति होने लगेगी | आशा है, 
भारत-सरकार भारत में स्वणे-मुद्रा का सख़तंत्र रूप से 
ग्रचार करना शीघ्र ही आरंभ कर देगी, और भारतीय व्यव- 
स्थापक सभा में हमरे प्रतिनेधिगण उसे ऐसा करने के 
लिये शीघ्र बाध्य करेंगे | 


परिशिष्ट (१ ) 

रुपया-पेसा-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत 

इस परिशिष्ट में हम यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि 
किसी भी देश में सब वस्तुओं की दर के एकसाथ घटने- 
बढ़ने का प्रधान कारण क्या रहता है | जब कोई दो-चार 
वस्तुओं की क्रीमत में वृद्धि होती है, तो उसके तुरंत ही कई 
कारण बता दिए जाते हें | जैसे, माँग का अचानक बढ़ 
जाना, उत्पादन-खचे का किसी कारण से बढ़ना या 
पैदावार का ज़रूरत से कम हो जाना इत्यादि । परंतु सब 
वस्तुओं की क़रौमत एकसाथ बढ़ने के ये ही कारण 
नहीं हो सकते; क्योंकि ऐसा होना तो सेभव नहीं कि सब 
वस्तुओं की माँग एकसाथ अचानक बढ़ जाय, या सब 
वस्तुओं की पैदावार जरूरत से कम हो जाय । इस वृद्धि का 
कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए, जिसका प्रभाव सत्र 
वस्तुओं पर एक-सा पड़ता हो । रुपया-पैसा ( ४07९5 ) 
विनिमय का एक साधन-मात्र है, ओर सब वस्तुओं की क्रीमत 
रुपए-पैसे ही में बतलाई जाती है । इसलिये जब इसी साधन 
“रुपए-पैसे ) के परिमाण और चलन-गति में परिवतन होते 


११६ विदेशी विनिमय 


हैं, तब उनका असर सब वस्तुओं पर एक-सा पड़ता है । 
इन परिवर्तनों का असर वस्तुओं की क्वीमत पर किस प्रकार 
पड़ता है, यह उदाहरणों द्वारा नीचे बतलाया जाता है--- 
रुपए-रेसे के परिमाण का वस्तुओं की कीमत पर प्रभाव 

मान लीजिए, संपूर्ण भारत में २०० करोड़ रुपए के सिक्के 
और नोट किसी समय उपयोग में लाए जाते हैं | इनके दरा 
कई करोड़ रुपयों का लेब-देन प्रतिवर्ष होता है | यदि लेन- 
देन की मात्रा उतनी ही रहे, और सरकार नए सिक्के ढालकर 
और नोठों का प्रचार बढ़ाकर चालू पर-पैसे का पारमाण 
४०० करोड़ रुपए कर दे, तो देशवासियों के पास पहले की 
ओपक्षा दुगने रुपए हो जायँंगे, और कई व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के 
लिये दुगनी क्रीमत देने को तैयार हो जायेंगे | सब प्रकार की 
वस्तुओं की कीमत भी प्रायः दुगनी हो जायगी, और कुछ समय 
के बाद मजदूरी और वेतन भी दुगने हो जै।यँगे। प्रत्येक व्यक्ति 
के पास प्रायः उतनी ही बल्तुएँ रहेंगी, जितनी कि पहले थीं। 
जो काम पहले एक रुपर में होता था, और जो वस्तु पहले 
एक रुपए में मिलती थी, उसके लिये अब दो रुपए देने पड़ेंगे, 
अथोत रुपए की कीमत घटकर पढले से आधी हो जायगी | 

रुपए-पेसे की चल्लन-गति का वस्तुश्नों की क्रीमत पर प्रभाव 

रुपए-पैसे के चलन-गति का प्रभाव वस्तुओं की क्रीमत पर 
दूसरी तरह से पड़ता है। रुपए-पैसे का एक ह्वाथ से दूसरे 


परिशिष्ट ( १ ) ११७ 


में आना-जाना हमेशा होता ही रहता है । रुपया पहले सरकारी 
खज़ानों से सरकारी नौकरों को बेतन-रूप में जाता हे | 
वहाँ से सोदागरों के पास, फिर वहाँ से बेंकरों के पास पहुँचता 
है। वहाँ से कंपनियों और मिलों को मजदूरों की मजदूरी चुकाने 
के लिये दिया जाता है। उसके बाद वह सौदागरों के पास से 
थोक-फ़रोशों के पास होता हुआ फिर से बेंकों में पहुँच जाता 
छे। उसका कुछ भाग किसानों के पास भी जाकर मालगुज़ारी 
के रूप में सरकारी- खज़ानों में पहुँच जाता है । यदि सड़कों 
तथा नई रेल-लाइनों के बन जाने से वस्तुओं के एक स्थान से 
दूसरे स्थान को ले जाने में सुबीता हो जाय, बेंकों का ग्रचार 
खूब हो जाय, अथवा रुपयों के बदले देशवासी चेक का अधिक 
उपयोग करने लगें, तो देश का चालू रुपया-पैसा व्यापार के मिन्न- 
भिन्न मार्गो द्वारा अधिक वेग से काम करने लगता है। उसका एक 
हाथ से दूसरे हाथ में आना-जाना अधिकफु्ती से होने लगता 
है, उसकी चलन-गति बढ़ जाती है। चलन-गति बढ़ने से 
वही रुपया-पैंसा अधिक लेन-देन करने में समर्थ हों जाता है, और 
यदि लेन-देन को मात्रा न बढ़ी, तो फिर वस्तुओं का मूल्य 
उतना ही बढ़ने लगता है, जितनी चलन-गति बढ़ती है : 
क्योंकि रुपए-पैसे अब पहले की अपेक्षा कई बार अधिक 
काम में लाए जाते हैं, जिसका वह्दी असर होता है, जो रुपए- 
परे की परिमाण बढ़ने से होता है । परंतु रुपए-पैसे की चलन- 


श्श्द् विदेशी विनिमय 


गति अचानक नहीं बढ़ती। उसका घटना-बढ़ना जनता 
के व्यवहार पर बहुत कुछ निमर रहता है । और, व्यवहार में 
बहुत धीरे-धीरे परिवतेन होता है, इसलिये यदि कभी सब 
वस्तुओं की कीमत में अचानक बृद्धि हो, तो उसका कारण. 
रुपए-पैसे के परिमाण का बढ़ना«ह्वी हो सकता है | 
रुपया-पेसा-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत 

उपयुक्त विवेचन से यह मालूम हो गया होगा कि वस्तुओं 
की दर रुपए-पेसों के परिमाण, उसकी चल्नन-गति और लेन- 
देन की मात्रा पर निर्भर रहती है। इन तीनों का कीमत से 
संबंध बहुधा सिद्धांत के रूप मे बतलाया जाता है, और इसे 
रुपए-पैसे-संबंधी पारिमाणिक सिद्धांत ( ९००४५ 7१००३ 
० १०१०३ ) कहते है | यह सिद्धांत इस प्रकार है--- 

वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात में बढ़ती है, जिस 
अनुपात में चालू रुपए-पैसे का परिमाण या उसकी चलन-गति 
बढ़ती है, यदि लेन-देन की मात्रा पहले के बराबर रहे। और, 
यदि चाल रुपए-पैसे का परिमाण और उसकी चलन-गति में 
परिवर्तन न हो, तो वस्तुओं की कीमत उसी अनुपात में 
घटती है, जिस अनुपातममें वार्षिक लेन-देन की मात्रा बढ़ती है | 

यह सिद्धांत सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखा जाता है --- 


र्‌ जि ७ कल (०) 





परिशिष्ट (१ ) ११६ 


रु०-रुपया-पेसा>चालू सिक्के, करेंसी-नोंट और चलत्‌ खाते 
की अमानत जमा का परिमाण ह 
ग०<रुपए-पैसे के चलन की गति 
ले ०-वार्पिक लेन-देन की मात्रा 
की ०-वस्तुओं की कीमत 
इस सिद्धांत की सत्यता सिद्ध करने के द्विये एक 
भारतीय उदाहरण 

गत महायुद्ध के समय इस सिद्धांत की सत्यता बहुत 
अच्छी तरह से प्रमाणित हो गई । जिन-जिन देशों में वस्तुओं 
की कीमत एकसाथ बढ़ी, उनमें काग्रजी रुपयों का अधिक 
प्रचार किए जाने से चालू रुपए-पैसे की सात्रा बहुत बढ़ गई 
थी। भारत में भी ऐसा द्वी हुआ । सन्‌ १९१२ से १६२१ 
तक वार्षिक लेन-देन की मात्रा कुछ नहीं बढ़ी, ओर न रुपए- 
पैसे की चलन-गति में कुछ अधिक परेवतेन ही हुआ । 
हाँ, करोड़ों रुपयों के नए सिक्के ढाले जाने और करेंसी-नोटों 
( कागज्ी मुद्रा ) का अत्यधिक परिमाण में प्रचार किए 
जने से चालू रुपए-पैसे का परिमाण अवश्य ह्वी अधिक बढ़ 
गया, और इन्हीं वर्षों में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ गई | आगे 
के कोष्ठकों में यह बतलाया गया है कि मिन्न-मिन्न वर्षों के अंत 
में (३१ दिसंबर को) सिक्के, नोट और प्रधान बेंकों को अमानत 
जमा का परिमाण कया था । साथ दी यह भी बतलाया गया हे 


१२० विदेशी विनिमय 


कि यदि सन्‌ १८७३ की वस्तुओं की कीमत १०० के बराबर 
मान ली जाय, तो अन्य वर्षो में वद्व क्या थी--- 





- चालू सिक्के चालू [बैंकों में योग [ चालू! वस्तुओं की 
काग़ज़ी | अमानत | रुपए-पैसे का| क्रीमत # | 




















मुद्रा (जमा | परिमाण | १८७३ 
:5]0०० 
करोड़ रु० करोड़ रु० करोड़ रु०. करोड़ रु० 
१६१२ | मर | ६६ ४७ | इ४२ १३७ 
१६१४2 | १६१ ६८ ध्८ ३५४ . 
१६१४ १८६७ ६१ 8४ ३४२ १४७ 
१६३९४ | २०४७ | ६२ #&६ | ३६२ । १४२ 
364६ | २१६ समर ११४ ४११ १८४४ 
६६१७ | २३० | १०८ | १६१ ४६६ १६६ 
१६$८म | २६० | १४७ | १६३ | ९७० २२० 


१६१६ | २रं० | ६४८३ 
१६२० | २३७०५ १६५ 
१६२१ २२० १७ 








श्र 


# इस कालम में जो अंक दिए गए हैं, उनको इंडेक्स-तंबर (70५65 
४०३७७) कहते हैं । ये अंक किस तरह तैयार किए जाते हैं, इसका 
विवेचन परिशिष्ट नं० २ में किया गया है । इन अंकों द्वारा वस्तुओं को 
क्रीमत की तुलना आसानी से की जा सकती है । 


परिशेष्ट ( १ ) १२१ 


उपयुक्त फोष्ठक से यह पता लगता है कि चालू रुपए-पैसे 
का परिमाण सन्‌ १६१८ तक बढ़ता गया, ओर कीमत भी 
प्रायः उसी अनुपात में बढ़ी | इन दोनों की पारस्परिक 
तुलना आसानी से की जा सके, इसलिये यदि हम १६१२ 
के चालू रुपए-पैसे के परिमाण और वस्तुओं की कीमत १००- 
१०० मान लें, तो अन्य वर्षों के चालू सिक्के का परिमाण 
आर वस्तुओं की कीमत नीचे के कोष्ठक में दिए हुए अनुसार 
होगी--- 





सन्‌ | चालू रुपए-पसे का परेमाण , वस्तुओं की क्रोमत । 


5 | 


,/२००-४००५३-- ५ नीता» करत 3०8० क कमल, 





३७०७०++न मनन 3०34० कैकन+... लत नाक कातत» हनन अबनननआंममममकक 


१६१२ १५०० 





| १०० 
368१३ १३०२ १०४ 
38६१४ €€& । पृ८७छ 
४६१४ ३०४ | ३३१ 
१६१६ । ११६ । १३४ 
१8१७ , १४५ । १४३ 
१६१८ ' १६९ १६४७ 
१६१४६ १६<* २०१ 
३६२० | १८४७ | २०० 
१8२१ | १७३ १६० 





इस कोष्टक में वस्तुओं की क्रीमत और चालू रुपए-पेंसे 
के परिमाण का संबंध बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है । 


१२२ विदेशी विनिमय 


जब १६८१२ से १६१६ तक ( केवल सन्‌ १८१४ को 
छोड़कर ) चालू रुपए-पेसे का परिमाण बढ़ता गया, तो 
कीमत मी बढ़ती गई | और, सन्‌ १६१७ और १६१८ में 
कीमतें ठीक उसी अनुपात में बढ़ी हुई थीं, जिस अनुपात में 
चालू रुपए-पैसे का परिमाण बढ़ा था । सन्‌ १६२० में रुपए- 
पैसे के परिमाण का कम होना आरंभ हुआ । परंतु वस्तुओं 
की कीमतें १८२१ में कम होने लगीं। इसका कारण यह 
है कि रुपए-पैसे की घट-बढ़ का असर क्रीमत पर पड़ते- 
पड़ते कुछ समय व्यतीत हो जाता है । 
उपसंहार 

उपयुक्त कोष्ठक और विवेचन से यह भली भाँति सिद्ध 
होता है कि भारतीय वस्तुओं की दर बढ़ने का प्रधान 
कारण चालू रुपए-पैसे की परिमाण-द्ृद्धि अथोत्‌ नए 
सिक्कों का अधिक परिमाण में ढाज्ञा जाना और काग्रजी 
रुपए का श्रधिक परिमाण में प्रचार करना था | अन्य 
देशों में भी ऐसा ही हुआ हे । जब किसी देश में सब 
वस्तुओं की क्रीमत एकसाथ घटने-बढ़ने लगे, तो उसका 
कारण चालू रुपए-पैसे के परिमाण की घट-बढ़ या रुपए-पैसे 
को चलन-गति की घट-बढ़ रहती है | रुपए-पैसे की चलन- 
गति में घठ-बढ़ बहुत धीरे-धीरे, कई वर्षो में, होती है । इस- 
लिये वस्तुओं की क्रीमत के घट-बढ़ का प्रधान कारण प्रायः 


परिशिष्ट ( १ ) १२३ 


रुपए-पैसे के परिमाण की घट-बढ़ ही रहती है । वस्तुओं की 
क्वरीमत स्थिर रखने का एक-मात्र तरीका यद्द है कि चाल 
रुपए-पैसे की मात्रा ठीक उसी अनुपात में बढ़ाई जाय, जिस 
अनुपात में देश का आंतरिक लेन-देन बढ़ता है, और 
काग्रड्गी मुद्रा का अत्यधिक परिमाण में कभी भी ग्रचार न 
किया जाय । वस्तुओं की क्वीमत स्थिर रहने से विदेशी 
विनिमय की दर में भी अस्थिरता न आने पावेगी । 


जब वस्तुओं की क़ौमतें एकसाथ घटती-बढ़ती हैं, तब 
वे सब एक-सी नहीं घटती-बढ़तीं | किसी वस्तु की क्रीमत 
बहुत बढ़ती है, तो किसी की कुछ कम । इसलिये किसी 
एक स्थान के लिये यह कहना बहुत कठिन हो जाता है कि 
सब वस्तुओं की क्रीमत कितनी बढ़ी । और, यदि हमको यह 
मालूम करना हो कि देश-भर में वस्तुओं की कीमतों में 
कितनी घट-बढ़ हुईं, तो समस्या और भी जटिल रूप 
धारण कर लेती है | इन्हीं सब समस्याओं के हल करने 
ओर यही बातें जानने के लिये अंक-शाल्लियों ने एक 
तरीका निकाल लिया है, जिसे इंडेक्स-नंबर कहते हैं । 
इंडेक्स-नंबर का उपयोग कुछ अन्य बातों के लिये भी किया 
जाता है, परंतु प्राय: उम्चका उपयोग वस्तुओं की कीमतों की 
तुलना करने के लिये ही किया जाता है । 

इंडेक्स-नंबर निकादने का तरीक़ा 

“अब हम वस्तुओं की क्रीमत के संबंध का इंडेक्स-नंबर 
तैयार करने का तरीका एक उदाहरण लेकर सममझाते हैं | 


परिशिष्ट (२) १२३ 


मान लीजिए, हमको यह मालूम करना है कि गत ८-६ वर्षों 
में वस्तुओं की कीमत में कितनी दृद्धि हुई | यह जानने के 
लिये पहले हमको एक ऐसा वष चुन लेना होगा, जिसकी 
कीमतों से अन्य वर्षो की कीमतों की तुलना की जायगी | 
यह वर्ष ऐसा होना चाहिए, जिसमे कोई विशेष उलठ-पुलट 
या डाँवाडोल पैदा करनेवाली बात न हुई हो | इसलिये यादि 
हम अन्य वर्षो की क्रीमतों की सन्‌ १९१३ की कीमतों से 
तुलना करें, तो ठीक होगा;क्योंकि वह महायद्ध के पहले का प्रथम 
बषे था, ओर उसमें कोई असाधारण बात नहीं हुईं थी । 
वस्तुश्रों का चुनाव 

व चुन लेने के बाद हमको यह निश्चय कर लेना 
चाहिए कि कौन-कौन-सी वस्तुओं की कीमत मालूम करना 
आवश्यक है। वैसे तो वाज़ार में हज़ारों तरह की वस्तुएँ 
बेची जाती हैं, ओर यदि सब वस्तुओं की कीमतें प्रतिदिन, 
प्रतिस्थान में, मालूम करने का प्रयत्ञ किया जाय, तो कार्य 
असंभव हो जाय | इसलिये कुछ खास-खास ऐसी वस्तुएँ 
चुन ली जाती हैं, जो प्रायः सभी के उपयोग म॑ हमेशा ही 
आती रहती हैं । प्रत्येक देश में, जहाँ क्लीमतों का इंडेक्स- 
नंबर तैयार किया जाता हे, प्रायः 9०-४० वस्तुएँ इस काम 
के लिये चुन ली जाती हैं, और उन्हीं की क्रीमत जानने का 
ग्ुयज्ञ किया जाता है । प्रत्येक वस्तु की क्रीमत उन-उन 


१२६ विदेशी विनिमय 


स्थानों से ग्राप्त की जाती है, जहाँ उनकी खरीद और बिक्री 
बहुत अधिक परिमाण में होती है । इसलिये प्रत्येक वस्तु के 
लिये खास-खास स्थान चुन लिए जाते हैं, और वहाँ से उस 
वस्तु की कीमत प्रतिदिन या प्रति सप्ताह जानने का प्रयत्न 
किया जाता द्वै। चने हुए स्थानों से चुनी हुई वस्तुओं की 
कीमतें एकत्र करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत 
आवश्यक हे कि हमेशा कीमत उसी वस्तु ओर उसी तजे 
की वस्तु की ली जाया करें। ऐसा नहीं कि एक समय तो 
सबसे बढ़िया तज की वस्तु की और दूसेरे समय मामूली 
तजे की वस्तु की कीमत मालूम कर ली जाय | 
वाषिक असत क़ौमत 

उपयुक्त ढंग से जब चुने हुए स्थानों से चनी हुई वस्तुओं 
की साल-भर की कीमते मालम हो जाती हैं, तो फिर 
प्रत्येक वस्तु की सालाना औसत कीमत निकाली जाती है । 
वाषिक्त औसत कीमत निकालने का तरीका बहुत सरल हे । 
मान लीजिए, गेहूँ की कीमत भारत में २० स्थानों से ग्रति 
सप्ताह एकत्र की गई। इस प्रकार प्रत्येक स्थान से गेहूँ की 
घ२ कौमतें इकट्टी हो जायेंगी। यदि इन सब ५२ कीमतों 
को जोड़कर ५४२ का ही भाग दे देव, तो उस स्थान की 
गेहूँ की वाषिक औसत कीमत मालूम हो जायगी । इसी 
प्रकार बीस स्थानों की वाषिक औसत कीमत मालूम करके. 





परिशिष्ट (२) १२७ 


उन्हें जोड़कर यदि बीस का भाग दे देवें, तो देश-भर की गेहूँ 
की वार्षिक औसत कीमत मालूम हो जायगी। इसी प्रकार अन्य 
वस्तुओं की वार्षिक औसत कीमत भी मालूम की जा सकती है । 
इंडेक्स-नंबर तेयार करने के द्विये उदाहरण 

वस्तुओं की वार्षिक ओसत कीमतों से जनरल ( देश की 
कीमतों का ) इंडेक्स-नंबर निकालने का तरीका, भारत 
की कुछ ख़ास-ख़ास वस्तुओं की कीमत लेकर, नाोचे सम- 
भाया जाता है | निम्न-लिखित कोष्टक में यह बतलाया गया है 
कि भारत में चावल, गेहेँ, जवार, नमक ओर सती कपड़े को, 
सन्‌ १६३१३ सं १२२० तक, ऑसत वापिक कीमत क्‍या 
थी--- 
चावद्ध ग्रे | जुवार नस$€ सृतीकपड़ा। 
सन्‌ (क्रो मन )|( फ्री मन )( फ्री मन ) ( फ्री थान) 
रु०आ०पा० रूणआ०पा० रु०आ०पा० रु०आ०पा० रु०आ ०पा० 





( फ्री मन ) 


(१६१३ | &- आर कक ई- ०-० | ०० झ-छकू । &- ४-० 
।१5$४ | &- ४-६ | ४- 4-६ | हे- ४-६ | ०- है ६. ४-३२-० 
।१€६१७।७ ६- ०-० #* ६-० | दे। छे-० | ३. ऐड ५ 








8- नऔछ 


|] 
| 

।१8१६ | ६- ३० | ४-३३-० | २-१२-६ | १-६-१३ | #- ०-० 
। 
। 





4१8%७ | &- १-० | ४-१ २-६ | हे- $-३ [२- ४४ ०| ७- २-०७ 
१&8&$%४।| ४- २-० | «&*- €-दू , €- २-३ ९२० ६ | १२- ४-० 
१६१६ । ६-१७-६ | रे हे | ६-१६०४ | १-१२- ३ | १२-१२-० 
१&२०।| £८- ६-० छन ७-० मे 5२० | १-० रू २/१४- २-० 


* लिवरपूल से आए हुए नमक को क्रीमत विना ब्यूटी दिए। 
+ ही क्रपि की क्रीमत; थान ६४ गज लंबा और ४४ इंच चोड़ा / 





श्श्८ विदेशी विनिमय 


उपयुक्त कोष्टक में दी हुई पाँचों वस्तुओं की वार्षिक 
ओसत क्रीमतें ( 20485 ग्रष्शो७&७ 64 रंठ08 व 
[ग078 )नामक सरकारी रिपोर्ट से ली गई हैं । इन 
पाँच वस्तुओं की वार्षिक औसत कीमत मालूम कर लेने 
पर, फिर १६१३ की प्रत्येक वस्तु की कीमत १०० 
के बराबर मान ली गई है, ओर बैराशिक लगाकर यह 
हिसाब लगाया गया है कि अन्य वर्षों की ऊपर बिखी कीमतें 
कितने के वरावर होंगी | इस प्रकार हिसाब लगाकर मालूम 
की हुई संख्याएँ उन वस्तुओं की क्रीमत का मिन्न-मिन्न 
वर्षों का इंडेक्स-नंबर कहलाती हैं | १९१३ में चावल की 
ओसत वार्षिक कीमत ४ रु० ३ आने फ्ली मन थी, 
जो यदि सो के बराबर मान ली जाय, तो १६१४ 
की चावल की औसत वार्षिक कीमत ( ५ रु० ४ आने 
फ्री मन ) कितने के बराबर है, यह जानना चाहिए | 
द्विसाब लगाने से मालूम होता है कि वह १०२ हैं । 
इसलिये १०२ चावल की क्रौमत का १६१४७ का इंडक्स- 
नंबर हुआ | इसी प्रकार चावल की क्रीमत का अन्य 
वर्षो का इंडेक्स-नेबर और अन्य चार वस्तुओं की क्रीमत 
का सब वर्षों का इंडेक्स-नंबर निकाला जा सकता है । 
आंगे के कोष्ठक में पाँचों वस्तुओं की क्रोमत का .इंडेक्स- 
नंबर दिया जाता है--- 


परिशिष्ट ( २) १२८६ 








वस्तुओं का इंडेक्स-नंबर 

















| 
[2९ हु ५0 । 
नाम | 2 2 2 | 7 ४ । ० 
स्पा ८८ नए बट. ४८ ८्धट बट. | ४० 
हक छत ७ | ० | ०* |. ० द्त | दा 
१४६४ १६११ 


| 
(१ डक ३०० | १०२ १३३६१२३| ६७ 5० | 


(२) गेहूँ 


॥। 
| | 
१०० ६३१६ १४४३३०१२६ १७१ ल्‍ शर२१ $८८ 
। । 
| 
। 


(३ )जुबार। १०० ३३० ३०८ ६३३०३ ३७० | २३९  $८३ 
(४ ) समक| ३०० ३३१ (रै३३ २४२४२० ४९३ | इस्८ २८० 
(६ ) सूती | | 

कप ड़ा ३०० ६€६७ ७६ ६*<*|१३६ २३३ । २४३ २६६ 


। 


मीज्ञान (६०० &€३२ ६८० ७३१ ८८७ १,०।४ १,१७८ १,०८१ 





। 
| 

देश की | 

कीमतों का 

इंडेक्स - 

नंबर [१०० १५६ 





3३६१४६१७७ 5५६९७ २३१ , २९६ 





जब सब वस्तुओं का इंडक्स-वंवर अलग-अलग मालूम 
हो जाय, तो जनरल ( दश की क्रीमतों का ) इंडेक्स-नंबर 
निकालना बहुत सरल है । इसके लिये यदि प्रतिवर्ष का सब 
वस्तुओं का इंडेक्स-नंवर जोड़ दिया जाय, ओर योगफल को 
वस्तुओं की संख्या से भाग दिया जाय, तो वह भागफल ही 
उस बषे का देश की क्वीमतों का जनरल इंडेक्स-नंबर होगा 
उपयंक्त कोष्क से मालम होता है कि सन्‌ १६१६ का 


१३० विदेशी विनिमय 


जनरल इंडेक्स-नंबर २३१ और १६२० का २१६ था। 
इसका अर्थ यद्द है कि सन्‌ १६९१९ और १<२० में वस्तुओं 
की क्रीमत सन्‌ १८१३ की अपेक्षा १३१ और ११६ फ्री 
सेकड़ा क्रमशः अधिक थी । इसी प्रकार अन्य वर्षो के 
जनरल इंडेक्स-नंबर का अर्थ भी समझा जा सकता है | 
संसार के कुछ देशों का वस्तुओं की क्रीमत बतलानेवाला 
इंडेक्स-नं बर 

उपयुक्त उदाहरण में केवल पाँच वस्तुओं की क्रीमतों बे 
आधार पर इंडेक्स-नंबर तैयार किया गया है । परंतु जिन 
देशों में सरकार या किसी संस्था द्वारा इंडेक्स-नंबर तैयार 
किए जाते हे, वहाँ करीब ३०-४० वस्तुओं की कीमतों का 
२०-३० स्थानों से पता लगाया जाता है । 

लंदन से एकॉनॉमिस्ट ( 0070णां8 नामक एक 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है । उसमें सेसार के मुख्य-मुख्य 
देशों के वार्षिक तथा मासिक जनरल इंडेक्स-नंबर दिए रहते 
हैं | उससे हम भारत, जापान, अमेरिका ( संयुक्तराष्ट्र ), 
इंगलेंड, फ्रांस, इटली और जमेनी के कुछ वर्षों के जनरल 
इंडेक्स-नंबर अगले पृष्ठ पर देते हैं | इनकी आपस में तुलना 
करने से मालूम हो जायगा कि मिन्न-मिन्न देशों में वस्तुओं 
की क्रीमतें किस तरह और कितनी बढ़ी, और आजकल 
उनकी दशा क्‍या है--- 





परिशिष्ट (२) १३१ 



































जनरल इंडेक्स-नंबर 
सन्‌ | भारत अमेरिका हब जापान फ्रांस कली अमनी 
क्‍ 
[ | | | ! 
१६१३ । १०० । १०० १०० | १०० ! १०० १०० १७८ 
| 
१8६4० | $८०। १६४ | २२९ (१६६ ३३६ ।४०६ २१७ 
१६२९ |१5१| १४७ | १८१ २०० 0 8, २१ ७ 
| 
१६१२ | १८5० १४६ | १५६ (१६६ ३२० दर (२,०९,४१७ 
१६२३ [१७६ १३०४ १६२ १६% | ४१६, २७४ १४० 
१६२४ १७७ ३९० | १७४ (३२०३ ४र्८' ्फर्‌ १४७ 
१8६२९ |[१६४| १७८ | १६६ बा ९० | ६८६ | १४३ 
१६२६ ! 
(जनवरी) १६९ १९६ | १५१ (१६२ | ६३०, और १४१ 





उपयुक्त कोष्टक से पता लगता हैँ कि सबसे अधिक कीमत 
जमेनी में बढ़ी थी। वहाँ पर काग्रज़ी मुद्रा के अत्यधिक प्रचार 
से सन्‌ १६२२ में वस्तश्रों की कीमत दो इहज़ारगुने से भी 
अधिक हो गई थी । परंतु. जैसे ही वहाँ कार्यज्री मुद्रा वापस 
ले ली गई, ओर सोने के सिक्कों का स्वतंत्र रूप से प्रचार 
होने लगा. कीमतें घटकर महायुद्ध के पहले से डयोढ़ी रह गई । 
फ्रांस और इटली में आजकल भी कीमतें महायुद्ध के पहले की 
अपेक्षा छुसातगुनी हैं । जापान में वस्तुओं की कीमतें 
दुगनत्नी से अधिक दें | भारत और इँगलेंड में वस्तुओं की 


१३२ विदेशी विनिमय 


कीमतें अब कम हो रही ६, और महायुद्ध के पहले की अपेक्षा 
करीब डेढ़गुनी हैं। अमेरिका का भी यही हाल है । इन 
देशों में वस्तुओं की क्लीमत गिरने का युग आरंभ हो गया है । 
रहन-सहन का खर्च बतलानेवाला ईंडेक्स-नंबर 

अब ग्रसंगवश हम यह भी बतला देना आवश्यक समभते 
हैं कि वस्तुओं की कीमत बढ़ने से रहन-सहन के खर्च 
की वृद्धि किस प्रकार से निकाली जा सकती है| खच्चे की 
जृद्धि उन वस्तुओं की कीमत के बढ़ने पर निर्भर रहती है, 
जो किसी खास दर्जे के मनुष्यों द्वारा बहुतायत से उपयोग में 
लाई जाती हैं । इसलिये सव मनुष्यों के लिये ख़चे की बृद्धि 
एक-सी नहीं होती । किसी खास दर्जे के मनुष्यों की 
रहन-सहन के खचे की इद्धि जानने के लिये यह जानना 
आवश्यक दे कि उस दर्म के मनुष्य मिन्न-मिन्न वस्तुओं पर 
अपनी आमदनी का कितना साग खचे करते हैं । यदि हम 
यह मान लें कि किसी एक कुटुब में चावल, गेहूँ, जुवार, 
नमक ओर सूती कपड़े पर ऋ्रमानुसार ३०, ३०, २४, १, 
और १५ के अनुपात में खचे किया जाता है, तो पृष्ठ १२६ 
के कोष्ठक में दी हुईं वस्तुओं के सन्‌ १६२० के इंडेक्स-नंबर 
के अनुसार उस कुट्रब को रहन-सहन की व्यय-ब्ृद्धि आगे 
लिखे तरीके से निकाली जा सकेगी। उस वष के प्रत्येक वस्तु के 
इंडेक्स-नंवर को उस संख्या से गुणा कर दिया ज़ायगा, जिस 


परिशिष्ट (२) १३३ 


अनुपात में कुटुंब द्वारा उस पर खर्च किया जाता है, और 
सब गुणनफलों को जोड़कर, योगफल को गुणा करनेवाली 
संख्याओं के योग से भाग दे दिया जायगा | तब भागफल से 
मालूम हो जायगा कि रहन-सहन के ख़च में कितनी वृद्धि 
हुईं । उदाहरण के लिये उसका हिसाब नीचे के कोष्टक में 
लगाया जाता है--- 








'कुटु ब द्वारा अत्येक' 








सन्‌ १६२० की ;, । ईंडेक्स-नंबर 
शा ८ ७ + । चेंस्त केला 
वस्तुएँ क्रीमतों का... | और अनुपात 
न + न्‍ अनुपात न्चें 
ईं डेकक्‍्स-नंजर रे मे खाता गुणनफल 
| _! किया गया 
| 0900४ ४४७४४ 
चावल | १६६ |. ३० ४,स३० 
गेहूँ । ६-47. ३० ९,६४० 
जुवार १८३ २४ |. ४५३२ 
नमक श्८० । १ र्‌८० 
सूती कपड़ा २६४६ १४९ ।. ४,००३ 
लटक, 
के | 
मीज़ान |. $:०८॥ १०० १६,४४७ 
रहन-सहन का वृद्धि-दर्शक इंडेक्स-नंबर १8४४ 





बंबई में रहन-सहन का व्यय-सूचक इंडेक्स-नेबर 
बंबइई-सरकार के मज़दूर-विभाग ( 3॥800पफप₹ 08787 - 
77०75 ) से लेबर-सजट ( 348#0007 95826#6 )-नामक एक 





१३४९४ विदेशी विनिमय 


मासिक पत्र प्रकाशित होता है| उसमे यह दिया रहता है कि 
बंबइ-शहर में वस्तुओं की क्रीमत की गले के कारण वह 
के निवासियों की रहन-सहन के खर्च में प्रतिमास या ग्रति- 
वर्ष कितनी धठ-बढ़ हुई | हम उसी गज्जट से, सन्‌ १९२५ 
के बारह महीनों का बंबई-निवासियों का रहन-सहन-व्यय- 
दशक इंडेक्स-नंबर और जनरल (कीमत की घट-बढ़ बतलाने- 
वाला) इंडेक्स-नंबर नीचे के कोष्ठक में देते हैं--- 





लेटे में रहन-सहन बंबई का जनरल 
का व्यय-सूचक इं- (क्रीमतों का)इंडेक्स- 








। | डेक्‍स नंबर(जुलाई, | नंबर ( जुलाई, 
१६१४८-१०० 9 || १६१४-१९०० ) 
जनवरी १६२७ १२७ १७३ 


साच 99 १०९६ ३७१ 
एाप्रल 93 है १६० 
सट्टू ११ ७६ ३६४ 
जून 99 १७६४ ३६० 
जुलाई ५३ थूछ ब्ण८ 

१०७२ 3६० 

३०१ १७७ 
3६३ ७८ 
१०४ १६७०७ 
3१ १८९४ 


४2४ छ--थ८ाऋआ ४७८८ ४७० ना 4 


अगस्त ह 
सितंबर ९ 
अक्टोबर | 
नवंबर 4५ 
दिसंबर 2 


अजचनननसलन रन +++-५५०ल 3. अनार वकस०नमका 3-० क+>3++ पक कम 
खनन पकलजऑिललिजकण-। 
ह 


फ़रवरी बे १२७ १७३ 


परिशिष्ट (२) १३५ 


उपयुक्त कोष्ठक से मालम होता है कि बंबई में वस्तुओं की 
कीमत कम हो रही है। एक वर्ष में वह १७५ से १५५ तक कम 
हुई । परंतु रहन-सहन का खर्च केवल १५७ से १५५ तक ही 
कम हुआ | 

इसका कारण यह्द है कि जिन वस्तुओं की क्रीमतें कम हुई 
हैं, वे अधिक उपयोग में नहीं लाई जातीं । जिन वस्तुओं 
का उपयोग बहुत अधिक होता है, उनकी क्लीमतें साघारण॒तः 
स्थिर ही रहीं | दूसरी बात ध्यान देने-योग्य यह है कि 
रहन-सहन के खच में बठ-बढ़ ठीक उसी अनुपात में नहीं 
हुई, जिस अनुपात में क्रीमतें घटी या बढ़ीं । ऐसा ही सब 
जगह, सब देशों में, होता है । वस्तुओं की मृल्य-द्वद्धे का 

कि 


प्रभाव परिस्थितियों ओर आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न- 
मिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति-समुदायों पर मिन्न-मिन्न पड़ता है। 


परिशिष्ट (३ ) 


काग्रज़ी सुद्रा ओर काग्रज़ी सुद्रा-कोष 
काग़ज़ी मुद्रा का उपयोग 

आजकल सभ्य देशों में चॉदी-सोने के अतिरिक्त वस्तुओं 
के क्रय-विक्रय में काग्रज़ी मुद्रा का भी बहुव उपयोग होता 
है | वही देश अधिक सम्य समझता जाता है, जहाँ कागरजी 
मुद्रा का उचित रूप से आधिक प्रचार हो। इँगलेंड में चेक, 
अमेरिका तथा योरप के अन्य देशों में बेक-नोंट और प्रायः 
सब देशों में करेंसी-नोटों ( काग्रज़ी मुद्रा ) का इतना 
प्रचार बढ़ गया है कि सोना और चाँदी ते। केवल बैंकों 
ओर सरकारी खज़ानों में ही रक्खा रहता है, और इन देशों 
का प्रायः सब लन-देन काग्रजी मुद्रा द्वारा हुआ करता है । 

कागज का सबसे पहले मुद्रा के रूप में उपयोग करने- 
वाले चीननिवासी थे | उस देश में काग्रज़ी मुद्रा कई 
शताब्दियों से ग्रचलित है | योरप में भी गत चार-पाँच 
सदियों से उसका प्रचार आरंभ हुआ है, परंतु भारत में 
अगरेज्ञों के यहाँ आने के पूर्व काग्रज़ी मुद्रा का प्रचार बिल- 
कुल नहीं था | अब इनका प्रचार भारत भें दिन-दिन ' बढ़ 


परिशिष्ट (३ ) १३७ 


हि. 6 आर सा कक. के कं ज ५५ 
श्ह्ा आर बड़-बड़ू शहरा में चक भी उपयांग म दाए 


जात 


/0|2 (॥/ 


| 
कागज्ी मुद्रा के भेद 

काग्रज़जी मुद्रा प्राय: दो प्रकार की होती ह--एक तो 
बेंक-नोट, जो बेंक द्वारा निकालना जाता है; ओर दुसरे, 
करेंसी-नोट, जो सरकार द्वारा निकाला जाता हैं । यह 
ध्यान रहे कि हम कागजी मुद्रा में हुंडी, प्रामिसरी नोट 
श््यादि को शामित्र नहीं करते: क्योंकि एफ तो ये आय: 
दशनी नहीं रहते : और दूसरें, उनका उपयोग लेन-देन में 
रुपए-पैसे ( “4०769 ) के समान नहीं होता । जहाँ पर चक 
तथा दशेनी हुंडियाँ रुपए-पैसे की तरह लेन-देन में लाई 


जाती हैं, वहां वे भी कागज़ी मुद्रा में ही शामिल की जा 


4९, ध्ठ 


सकता ह॑ | 


2 


भारत में कागज़ी मुद्रा का उपयोग 

सन्‌ १८०० से बंगाल, मदरास और बंबई के बेंकों को 
नोट ( काग्ज्जी मुद्रा ) निकालने का अधिकार था । परंतु वे 
नोट कानूनन्‌ ग्राह्म ( 4+८४५ प6॥१6४ ) न होने के कारण 
अधिक प्रचलित न हो सके । सन्‌ १८६१ में भारत-सरकार 
ने इन बैंकों से नोट निकालने का अधिकार ले लिया, और 
खुद करेंसी-नोट ( काग्रज़ी मुद्रा ) निकालना आरंभ कर 
ढ्र्या । 


श्श८ विदेशी विनिमय 


इन करेंसी-नोटों में लिखी हुई रक्षम, नोंटों के रखनेवालों 
फे माँगने पर, सरकार उसी समय चाँदी के रुपयों में देने का 
बचन देती है | ये नोट अपरिमित परिमाण में क्वानूनन्‌ ग्राह्म 
(एफआआशा€वे ॥,628% 7०74० ) भी बना दिए गए हैं । 

इनका प्रचार तथा मूल्य सरकार कौ साख पर निभेर 
रहता है | नीचे दिए हुए अंकों से यह मालूम होगा कि सन्‌ 
१८६५ के बाद काग्रज़ी मुद्रा ( करेंसी-नोटों ) का प्रचार 
ब्रिठिश-मारत में कितना बढ़ा-- 

तारीख़ और सन्‌ कागज़ी मुद्रा का प्रचार 
( करोड़ रुपयों में ) 


३१ सार्चे, सन्‌ १८६४ ७०४३ 

५»... 9 ८७४ ११०२४ 
७... 9 १झस३ १४०४८ 

$9 9 पेनशइर ३००७० 
१3 9 १६०० [ 8€६०१०८ 

99 593 358१६ ६१०६३ 

8. 98 १६२० १७४००९२ 

899. $ “5२६ १६२०१ २ 





६.० 


इन अंकों से यह स्पष्ट मालम होता है कि गत दस- 
ग्यारह वर्षों में नोटों का उपयोग भारत में खूब बढ़ा। 
पहलेपहल भारत में करेंसी के पाँच अहाते नियुक्त कर 


परिशिष्ट (३ ) श्शद 


दिए गए थे, और एक अहाते का नोट दूसरे श्रह्मते में नहीं 
भेजाया जा सकता था । इससे इनके ग्रचार में बड़ी बाधा 
होती थी। सन्‌ १८०३ से पाँच रुपए के नोट, और सन्‌ 
१८६१० से दस' रुपए के नोठ सब अहातों में भैंजाए 
जाने लगे, और आजकल १००) और उससे कम के नोट 


७ 


भारत में सब जगह भैजाए जा सकते हैं । इसके सिवा 
' जहाँ तक हो सका, भारत-सरकार ने भी नोटों के मैंजाने में 
सुविधाएँ कर दीं | फिर सन्‌ १६१८ से एक रुपए ओर 
ढाई रुपए के नोट भी निकाले गए | इन सब कारणों से गत 
दस वर्षों में इनका प्रचार ख़ब बढ़ गया | 
काग़ज़ी मुद्दा का अनियमित परिमाण सें प्रचार 

यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि कांग्रजी मुद्रा 
के अनियमित परिमाण में प्रचार करने से देश को बहुत 
नुकसान पहुँचता है | यदि व्यापार की आवश्यकता से अधिक 
परिमाण में वह निकाली जाती है, तो उसकी क्रीमत चाँद 
तथा सोने के सिक्कों में गिरने लगती है, याने उन पर बद्दा 
लगने लगता है, ओर देश में सत्र वस्तुओं की क्रीमत बढ़ 
जाती है । साथ-ही-साथ प्रत्येक वस्तु की दों क्रीमतें हो 
जाती हैं, अथोत्‌ काग्रज़ी मुद्रा में कुछ ओर तथा सोना ओर 
चाँदी के सिक्का में कुछ और । आजकल्ल फ्रांस में कामजी 
मुद्रा _का अधिक परिमाण में ग्रचार हो गया है, ओर चॉंदी 


१४० विदेशी विनिमय 


तथा सोने के सिक्कों का प्रचार बंद-सा हो गया है। इँगलेंड 
में भी काग्रज़ी म॒द्रा का अधिक परिमाण में प्रचार हो गया था । 
सन्‌ १६२० में काग्रज़ी पॉंड में प्रत्येक वस्तु की क्रीमत सोने 
के पोंड ( सावरेन ) में उसी वस्तु की कीमत से एकतिहाई 
अधिक बढ़ गईं थी। अथवा, यों समझ्िए कि कागजी पोंड 
की क्रीमत उसकी असली क्लीमत से ग्रायः एकतिहाई कम हो 
गई थी । कोई-कोई सरकार तो इससे भी अधिक परिमाण में 
कागजी मुद्रा निकालने लग जाती है, जिसका परिणाम यह 
होता है कि काग्रज़ी मुद्रा का मूल्य घटकर बहुत कम हो जाता 
है: क्योंकि आख़िर वह काग्रज़ का ही टुकड़ा तो ठहरा | & 

यह परिणाम भूतकाल में कई बार इुआ । रूस की 
बोलशेविक सरकार ने भी ऐसा ही किया। बोलशेविक सरकार 
ने इतने परिमाण में रूबल-नोट निकाले कि उनकी क़ीमत 
१) से गिरकर दो पैसे तक हो गईं, और इसके बाद भी 
गिरती ही गई । जर्मनी के काग्ज़ी मार्क तो एक रुपए में 
करोड़ों की संख्या में, सन्‌ १६२३-२४ में, मिलते थे । 
कागजी मार्क की क्लीमत ग्रायः कोरे काग्रज़ की क्रीमत के 
बराबर ही हो गई थी। प्रत्येक सरकार को अधिक परिमाण 





# किसी कवि ने ठीक ही कहा हँ--- 
काय्ज्ञ के-से नोट है, बिलु श॒ुन पुरुष कुलीन १ « 
बिके बिराने देस में, नहिं काड़ी के तीन &। 


परिशिष्ट (३ ) १४१ 


में काग्रज़ी मुद्रा निकालने का बहुत लोभ रहता है ; क्योंकि 
विना ठेक्सों के बढ़ाए उसे मनमाना रुपया खर्च करने को 
मिल जाता है | 
काराज़ी मुद्रा-कोष 

काग्रज़ी मुद्रा के अधिक परिमाण में निकालने के प्रलोभनों 
से बचने के लिये भारत-सरकार ने सन्‌ १८६१ के क़ानून 
के अनुसार एक कोप की स्थापना की, जिसे 'पेपर-करेंसी- 
रिजवे! कहते हैं | सरकार जितने रुपयों के नोट निकालती 
है, उतने ही रुपयों की चाँदी, सोना तथा हुंडियाँ इस कोष 
में रखती हैं | इस कोप का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि 
जनता नोटों के बदले में रुपए माँगे, तो मारत-सरकार उनकी 
माँग की पूर्ति कर सके। आरंभ में इस कोष की सब रक्षम, 
चाँदी-सोने के रूप में, भारत भ॑ ही रक्खी जाती थी; परंतु 
सन्‌ १८८८ से इस संबंध में भारत-सरकार की नीति बदल 
गई, ओर इस कोष का कुछ भाग पहले सोने में ओर फिर 
विलायती हुंडियों (960प/६68 6 ४70 (ग्रा०वें रिंतट-_- 
१०१0) के रूप में रक्खा जाने लगा | गत महायुद्ध फे पहले 
इस कोष का १४ करोड़ रुपया हुंडियाँं ( 8००ए४३०७४ ) क 
रूप में क्ानूनन्‌ रक्खा जा सकता था, जिसमें से केवल ४ ही 
करोड़ की हुंडी विलायत में रक्ली जा सकती थी । कितु महायुद्ध 
के समय में कागजी मुद्रा-कोष ( पेपर-करेंसी-रिजर्व )-संबंधी 


१४२ विदेशी विनिमय 
क़ानून में कई परिवतेन हुए; आर, सन्‌ १२२० के मार्च-महीने 
में जो क़ानून बना, उसके अनुसार भारत-सरकार को इस कोष 
का १२० करोड़ रुपया इंडियों के रूप में रखने का अधिकार था। 
२२ अगस्त, सन्‌ १<२० को कामग्रजी म॒द्रा-कोप में नीचे 
लिखे अनुसार रक्षमें थीं--- 
सोना ओर चौँदी करोड़ रुपयों में 


पॉश्लिंज ०७% उआऋः 088 
बिलायत में .... .... श 
सरकारी हुंडियाँ ( 5९00४७४085 ) 
भॉरली ग २2७. - 5 2७.३३ 
विलायत में .... ४४“. २१-४२ 

१६१.६२८ 


उस दिन कुल नोटों का ग्रचार था १६१-६६८ करोड़ रुपए । 
कोष का कितना भाग सरकारी हुंडियो में रक्खा जाय ? 
काग्रजी मुद्रा-कोष का एक बड़ा भाग सरकारी इंडियों के 
रूप में रखने से एक बड़ा भारी डर यह रहता है |कि सरकार 
मौक़ा पड़ने पर, जनता की करेंसी-नोट के बदले में रुपया लेने 
की माँग की पूर्ति ठीक तरद्द से नहीं कर सकती । इससे 
सरकारी साख को बड़ा धक्का पहुँचने की आशंका रहती है। 
सन्‌ १६१६ की करेंसी-कमेटी ने इन्हीं सब बातों को सोचकर 
पेपर-करेंसी-रिजव के संबंध में आगे लिखी सिफ्कारिशें की थीं--- 


परिशिष्ट (३ ) १४३ 


( १ ) जितनी रक्रम के नोठ निकाले जावे, उसका 
कम-से-कम ४० फ्री सेकड़ा भाग सोना या चौंदी के रूप में 
भारत में रहना चाहिए । 

( २ ) कोष में बीस करोड़ रुपयों के बदले भारत-सरकार 
की हुंडियाँ.. ( 090760ाशशाई 0£ कद 880प85 ) 
खरीद कर रक्‍्खी जा सकती हैं | 

( ३ ) कोष का १० करोड़ रुपया ब्रिटिश-साम्राज्य की 
ऐसी हुंडियों मे लगाया जावे, जो एक साल बाद सकारी 
जा सके । 

( 9 ) इससे बची हुई कोष की सब रक॒म ब्रिठिश- 
साम्राज्य की ऐसी हंडियों ( 8००परणंध९8 07 ॥86 कराए 
[09706 ) में लगानी चाहिए, जो एक वष के अंदर ही 
सकारी जा सके । 

( ५ ) भारत में जिस मौसम में व्यापार तेज़ रहता है, उस 
समय भारत-सरकार ५ करोड़ रुपयों के नोट ऐसी व्यापारिक 
हुंडियों की ज़्मानत पर भी निकाले, जो तीन महीने के अंदर 
सकारी जा सकती हों । 

भारतीय काशज़ी मुद्रा-कोष-संबंधी क़ानून 

भारत में इस समय ( सन्‌ १६२६ में ) कांग्रज्ञी मुद्रा- 
संबंधी जो कानून ग्रचलित हैं, उसकी प्रधान धाराएँ आगे 
लिखे अनुसार हैं--- 


१४०४ वि 


( १ ) जितने रुपयों की काग्ज़ी मुद्रा निकाली जाय, 
उसके घाम-से-कम ५०,्री सैकड़ा की रक्षम, सोना या चाँदी 
के रूप में, भारत में रक्खी जावे | 

( २ ) कोष का केवल २० करोड़ रुपया ही भारत- 
सरकार की इंडियों के खरीदने में लगाया जावे | परंतु जब 
तक पेपर-फरेंसी-रिज़ब में भारत-सरकार की हंंडियाँ २० करोड़ 
तक की नहीं बठकर हो जातीं, तब तक कोष की भारतीय * 
इंडियों में लगाई हुई रक्षम १०० करोड़ रुपए तक रहे । 

( ३ ) कोष की शेष सब रक्रम इँगलैंड की सरकार की 
ऐसी हुंडियों के खरीदने में लगाई जावे, जो एक वर्ष के अंदर 
सकारी जा सकें। 

( ४ ) कागज्ी मुद्रा-सेचालक ( कंट्रोलर ऑफ करेंसी ) 
की यह अधिकार दिया जाता है कि वह ऐसी व्यापारिक हुंडियों 
की जमानत पर, जो तीन महीने के अंदर सकारी जा सकें, 
व्यापार की तेजी के समय बारह करोंड रुपए की कांग्रजी 
मुद्रा निकाल सकता है । 

भारतीय कागज़ी मुद्रा-कोीष की दुशा 

सन्‌ १९१६ की करेंसी-कमेटी की सिफ़ारिशों के साथ 
उपयुक्त कानून का मिलान करने से मालूम होगा कि भारत- 
सरकार ने उसकी कुछ सिफारिशों को मान लिया है, ओर 
कुछु विषयों में उससे भी अधिक उदारता दिखलाने का 


परिशेष्ट (३ ) १४५ 


प्रयत्न किया है, जिससे भारत की कामग्रज़ी मुद्रा अब वास्तव 
में बहुत ही सुरक्षित दशा में हो गई है, और उसके आव- 
श्यकता से अधिक परिमाण में निकाले जाने की आशंका 
बहुत कम हो गई है। 

२२ माचे, १६२६ को भारतीय काग्रजी मुद्रा-संबंधी 
हिसाब नाचे-लिखे अनुसार था-- 
संपू काग्रज़ी मुद्रा का प्रचार--१२२ करोड़ १२ लाख रु० 

काग़ज़ी मुद्रा-कोष 

भारत में चाँदी और चाँदी के सेिकि ८३ ., ७० ,, , 
भारत में सोना और सोने के सिक्के २२ ,, ३२ ,, ,, 
इंगलेंड में सोना-चौंदी तथा सिक्के ....  -.-. 
भारत-सरकार की हुंडिएँ (भारत में) ५७ ,, ११ ,, ,; 
ब्रिंिश-सरकार की हुंडिएँ (लंदन में) २८ ,, <€ ,, 

काग्रज़ी मुद्राकीष का योंग १६२ ,, १२ ,, ,, 

इस हिसाब से मालूम होता हैँ कि इस कोष में करीब 
१०६ करोड़ रुपए सोना-चाँदी तथा सिक्कों के रूप में 
सुरक्षित हैं । यह रक्रम संपूर्ण काग्रज़ी मुद्रा-पचार के 
क़रीब ५५ फ़ी सेकड़े के बराबर है| इससे हमारी काग्रजी 
मुद्रा बहुत सुरक्षित दशा में है, ओर जब तक काग्रज्जी मुद्रा- 
संबंधी कानून में बहुत परिवतेन न किया जाय, तब तक 


१०६ विदेशी विनिमय 


कक 2 


भारत-सरकार भी अत्यधिक परिमाण में कग्राज़ी मंद्रा का 


प्रचार नहीं कर सकती । परंतु हमारी समझ में काम्रज्ी 
मुद्रा-कोष की २८-३० करोड़ रुपयों की रक्षम को इँगलेंड- 
सरकार की हुंडिएँ खरीदने में लगाना उचित नहीं है | भारत 
का घन भारत की ही कृषि, व्यापार तथा उद्योग-घंथों के 
बढ़ाने में लगाया जाना चाहिए | इस कोष का कोई भी अंश 
इंगलेंड म॑ रखने या वहाँ की सरकारी हंडिएँ खरीदने में . 
लगाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं । यहाँ तो भारत- 
वासी पूँजी के अभाव से कृषि तथा अन्य अपने उद्योगों को 
इच्छानुसार बढ़ा नहीं पाते, और वहाँ हमारी सरकार हमारे 
ही करोड़ों रुपए विलायत में कम ब्याज पर देती तथा 
इैगलेंड की सरकार की इंडियों के खरीदने में लगाती है । 
देश के हित के लिये मारत-सरकार को अपनी वर्तमान नीति 
बदलकर काग्रज़ी मुद्रा-कोंष की सब रक्षम भारत में ही हमेशा 
रखना चाहिए | 


काया पाभरकात5४ २३ का: +२९॥/९३०७ ५०२क५मक नाक २०"+॥ भए वे भा ७००क $कर 0०% #. 


परिशिष्ट ( ४ ) 


सहायक पुस्तकों और पत्न-पत्रिकाओं की सूची 
इस पुस्तक के लिखने में मेंने निम्न-लिखित पुस्तकों और 
पत्र-पत्रिकाओं से सहायता ली है--- 
अँगरेज़ी-पुस्तके 
(॥030067--786 ॥%2०७ए ०7 ऊककशंहुए +लाशाहु88- 
(9878, 6,--7॥6 ै. 39. 0. ० #(कराँ श॥ फीरइटीआगहुट8, 
509009, ७, ऊ#ी.---४#कुशंह्छ डिरलीधा968  कापे 
+0769॥ ॥5. 
908)॥79, ४४.,+#,--७७६९/४ 45४०४७7986, एपए"९श0ए 
3700. ]7987008. 
एड क्०४७8, रि.--/ण छठ 2874 76 ॥09779870व 3॥%8९६. 
ए॥6४७8, ईि,--शै०४-४7४७ #िी7॥0ज)9+ ?/0)8078- 
बें8४०७४8, एि, 5,----602869, ठद्या।ं89 धयाते +5०॥87४9९8 
[0 ।70॥9. 
प6एण०08, ि., 0,--76 ऊफिप्रापा8छ 6 *कैरएछएीधा26 गत 
णपर8. 
#हिप80, 3. 7,--गदी8 3 पिडदटादआा99 ?7'000077. 
80908580", -7- ७. ०ए7:७४0५9 #षापे 5७७७॥886. 
[(9]0, ५४. 0,--्रवींधा 007003, ४०). ।.. 
8090४ 0०0६ ४76 एए787059 (2097776586 ० 4893 


१४८ विदेशी विनिमय 
97०४ 0० 86 709एछ]67/ ७४०शा6०७४ 07 898. 
6907४ 0706 (०7009 (४07785870॥, 2 9) 3-] +. 
690४ 07 ४6 39078 07-50काफ. ए०फशणजा6९७ 
07 499. 
6४कधाधप प्रा 85प्र7.686व 00 [06 099) 007फ्र ३ 
807 ० शावषीषशा 0एप्राएक70ए 02ए (6६४8४ ४. 
3, ४. 00986९"]] 2४7५ ॥)99ए99 ७ 8॥797 [)प0९५, 
॥ ठ8009०7"9, 4920, 
॥ह्व65 पिप्राउ0७' 0 शिलं०ट४ यह वात (60ए7०7काशछत्ा * 
० [968 7_%८प०१0७(४07 ) 
अँगरेज़ी-पत्र-पत्रिकाएँ 
“गण 6 770070787 ( ७७७४६ए ), 4.0)7ऐ07, 
“पु॥6 808050? € ५४७९०४४४ ), [,07007. 
“6 छिक्रार0१8 (७88 ८767 (१॥0700]9), ,0700॥ * 
“एएव७ ॥,000070" 082९६४6९” ( ॥॥07680!7 ), 80707989- 
८6 (४07776708” ( ७४९०४॥ए ), ७४७07॥68, 
“गुए७ 089॥9]7 ( ७९७४५ ), ७०07६8. 
“० 06४ 07 एवं" ( 0७)]ए ), 07708. 
-“एुग6 वावांशा उ०प्रण्श की 0 ॥0070णां057"(0प०७७४979), 
2.)]8॥9090 , 
४06 ए8076 000070 70एए७7७।१ ( 0(०प्रा४ए ), 
887299]07"6, 
हिंदी-पुस्तके और पत्र-पत्रिकाएँ 
संपत्ति-शात्र--पंडित॑ महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
भारत की सांपत्तिक अवस्था-«प्रोफ़ेसर राघाकृष्ण का 


परिशेष्ट ($ ) १४९ 


भारतीय संपत्ति-शात्र-डॉक्टर ग्राणनाथ विद्यालंकार 
व्यापार-शिक्षा--पंडित गिरिधर शर्मा 
व्यापार-सेगठन--पंडित गौरीशंकर शक्ल 

''माधुरी”?, लखनऊ 

“सरस्वती”, प्रयाग 

“स्वार्थ” &, ज्ञानमंडल, काशी 

“साहित्य” #, कलकत्ता 

“ओ्रीशारदा” $, जबलपुर 


« $ अबन्‍्बंद हें । 


परिशिष्ट (५ ) 


 ऑप 


पारिभाधषिक शब्दों की सूची 
इस परिशिष्ट में अथ-शासत्र के उन पारिभाषिक शब्दों की 
सूची हिंदी और अगरेजी में दी जाती है, जिनका उपयोग 
इस पुस्तक में किया गया हैं । 
( हिंदी-अ्रगरेज़ी ) 


श्रद्तिया 

अनुपात 

अपरिमित क्ानूनन्‌आहय 
अयेशास्र 
आय-व्यय-संबंधी दशा 
आयात 

इंडेक्स-नंबर 

उलटी हुंडी 

अकशास्त्र 

अकशाश्री 

कमीशन 

करेंसी 

कायगजी जुद्रा 


3.207(. 

270790७707% 

एग्राएप6व ॥॥028४) 97467, 
0000797708., 

मजनाएं॥)] ००ग्रपावएए, 
0909(. 

(ग्रपे86८ ४प्रक्ना080- 
(९९४९७४४७९ (४07903. 
568॥8008 ( 5006070०8७ ७४) 
8६8॥50 0४७7 , 
(0कऋेशंहशांणा 
(7"९९१०ए . 


7096४ 2/09695 . 


परिशिष्ट (५ ) १५१ 


कागजी मुद्रा-कोष 28967 एप्ररशाएत्र 056४९. 
काग्रज्ञी मुद्रा-संचालक_ एणा४067 6 0प7787907, 
क्रानूनन्‌-प्राह्म 4,62७) 4९27४१6%. 
कोष्ठक [४४७)१९. 
चक (0060 ८७९. 

नस एंप्राफट7॥ (ए0ंग्र (९ 
5 ! एणंप् 7 (ए7०एछॉ४६05 . 
जहाज का भाड़ा अडशांशत। एक्वाए०४. 
जोखिम हि50२, 
टकसाली दर जाए 0797. 
डिबेचर बांड 4)6007/प"6 28070. 
दशनी हुंडी जा कए४०० 8६ शंदएई, 
धात्विक मूल्य [जाएंग्रआं० ४४]७९- 
निर्यात ४0070. 
पारिमाणिक सिद्धांत (०४१7००६ए [#607ए. 
पुन: निर्यात 46-७5907४. 
पूजी (78979).- 
प्रमाण-पत्रीसाख $0007007/(8४ए (76€0!58, 
ग्रामाणिक सिक्का >पैद) 970 ()000. 
ग्रॉमिसरी नोट एकण्ां5807"ए १०६७. 


ऋँक (, फ्रांस का सिक्का ). री. 


१४२ विदेशी विनिमय 


बिल्टी 

बीमा करना 

बैंक 

बैंक-डाफ़्ट 

बेंक-नोट 

ब्याज 

भारत-सरकार की हुंडी 


मार्क (जमनी का सिक्का) 


मुद्रा-हलाई-लाम-कोष 
युद्ध-दंड 

रदन-सहन का खच 
रुपया-पैसा 

रोज़गारी हुंडी 

रंगत 

लेनी-देनी की विषमता 
विदेशी इुंडी 

विदेशी विनिमय 
विनिमय की दर 
व्यापारिक विषमता 
व्यापारिक हंडी 

सट्टा 


8] ० ॥,80॥7%, 

[श8प/€. 

छिक्वाए, 

3७07 4)7"8. 

8877 ०06: 

[767"688|. 

(0०४५! 8॥. 

॥ 6.) ४ 

(/0)0 9॥970987व '089९/'ए९. 
ए७५४ [0१6७7 कफ, 

(008 0० ॥॥08- 

60767. 

मिुंतरक्ल्‍षघ०७ 3]], 

07७ 

5७)9706 07 ै.९00प्रा[॥88, 
+#07097 2)] 07 ॥50॥97286. 
#शंशत) म्ड०ए797898. 
६9४6 0 ग्रषुए) बा 26, 
(8706 07 ४६१७, 
(09760709) थी! 


396९0प्रॉं४प07 


परिशिष्ट ( ५ ) 


साखपत्र 
सिक्का 
सिक्‍यूरिटी (सरकारी हुंडी) 
सांकेतिक सिक्का 
स्वर्ण-आयात-दर 

र्‌प रे 
स्वणं-नियांत-दर 
इंडी 


१५३ 
,0(0९१ 07 (४९०॥६, 


(707 

3९0परशाफ , 

पएकछशा (ए0गा. 

(७0०06 7%70०५ 7076, 
छ0व4 95७०४ ?0ं7प्रॉ- 


9 04 ॥50॥87028- 


( अँयरेज्ञी - हिंदी ) 


3०९४६ 

89]9708 07 ..000प्रपर8. 
99)8706 0| ॥7846, 
छि्धाफ, 

3877 4)7877[. 

उतार ९०6, 

जा 0० ॥50॥४॥26, 
-3]] 0 4,80478. 

॥7]] 78 9०७)0]6 8७४ ४976. 
(9768), 

(7९0५6. 

(0०0, 


६(!083॥7790/979] .3]), 


शअ्रढ़तिया 
लेनी-देनी की विषमता 
व्यापारिक विषमता 
बैंक 

बैंक-डाफ़्ट 
बेंक-नोट 

हुडी 

बिल्टी 

दशनी हुंडी 

जी 

चेक 

सिक्का 

व्यापारिक इंडी 


१५४ विदेशी विनिमय 
(।07070]880॥. कमीशन 


(09706 ०4 (्एश॥एए . काग्रजी मुद्रा-संचालक 


(65 04 ॥/ए772. रहन-सहन का ख़्चे 

0०ण्पथ! पर. भारत-सरफार की हुंड॑) 
( कौंसिल-बिल ) 

()ए४7९१०ए. करेंसी 

( प्रशछा (८०0. चालू सिक्का 

)0060॥076 307. डिघचर-बांड 

[)00770679/"'/ (७९0९४... प्रमाण-पत्रीसाख 

॥0000फरो 08. अथे-शाखत्र 

590४६ नियोत 

परभंध0७ 9), रोजगारी हुंडी 


पुणुंत४)्र०ंध) (!000]007. आय-व्यय-संबंधी दशा 
ए0४शं४४ 9| 06 ॥४50॥७॥96, विदेशी हंंडी 
7छाशंेश्ा 450॥8॥26- विदेशी विनिमय 


फफथा0, ऋ्रेंक ( फ्रांस का सिक्का ) 


जहाज का भाड़ा 
(०१ ए5ए0०४ 7076. स्वणे-नियोत-दर 


#%९ं३०॥४६ (.॥47'965, 


607 [7%9०४ 70. स्वर्ण-आयात-दर 


(0०१ 88४७0 है ९8६१४८०, मुद्रा-दलाई-लाभ-कोष 


[790०४ आयात 


परिशिष्ट (५ ) १५५ 


स्‍85 ंप्रशंश' 
877९, 
40[8088. 
ाशि।४शं० ५४०]४९, 
4९९9) ॥९॥४१67. 
"ए0 67 (#€१॥६. 
87. 

»7 ?9/, 


3807069. 


इंडक्स-वबंबर 

न।मा करना 

व्याज 

धात्विक मृल्य 
कानूनन्‌-प्राह्म 

साखपत्र 

माक ( जमनी का सिक्का ) 
टकसाली दर 

रुपया-पेंसा 


29967 एप्र7/९70$8 +0 ९४९१ ४४. कागजी मुद्रा-कीप 


28987 ४070५ - 
27075807#ए ४०६6. 
2270%07"007. 
पका 9 8075५ 
86 0६ 450॥8788, 
6-085900. 
फ्रि6एश8९ ('0फ्राला 
॥0487, 

४6077 , 
506070386807 . 
६870047व 00७. 


कांग्रज़ी मुद्रा 
ग्रामिसरी नो2 
अनुपात 
पारिमाशिक सिद्धांत 
विनिमय की दर 
पुनः नियोत 
उल्टी हुंंडी 
जोखिम 

सिक्‍यूरिटी ( सरकारी इंडी ) 
सट्टा 

प्रामाणिक सिक्का 


१५६ विदेशी विनिमय 


8[8॥65/0व#॥ , अकशास्री 
8698॥487708, अकशाखर 
[५४]७. कोष्टक 

['0767 007. सांकेतिक सिक्का 
ग्‌06 रंगत 


ए॥एएर६४१ ॥,०६०) 7९0१6. अपरिमित क्रानूनन्‌-प्राह्म 
७४४७ [90607॥ 7, युद्ध-दंड 


शब्दानुक़्क णिका 


अमेरिका ( सयुक्तरा ष् ) 
का जनरज्ष इंडेक्स-नंबर १३१ 


की टकंसाज्ञी दूर ४३-४४ 
की विनिमय की दरें ७१, ८० 
की स्वर्ण -आयात-नियात- 
द्रे है 
अँगरेज़ी-पुस्तकों की 
सूची ११४७-४८ 
इ्ट्ली 
का अनरल ईं डेक्‍्स-नंबर १३१ 
की टकसाली दर ४३ 
इंगलैड 


का जनरल इंडेक्स-नंबर १३५ 


की अन्य देशों से स्वरण- 

द्रे १० 
की टकसाल्ली दूर ४ 
की विनिमय-संबंधी 

दशा ८१-८३ 
में कागाज्ञी सुद्रा का 

प्रचार ८छरे, ३४० 

इंडेक्स-नंबर 


है है 422. १२३ $ ३२४० है श्र 


इडक्स नंबर 
क्रीमत बतलानेवाज्ञा १३०-१३२ 


निकाक्षने का तरीका 
१२४-१२६ 
रहन-सहन-व्यय बत- 
लानेवात्ा १३२-१३४ 
वस्तुओं का १२६ 
उपसंहार ११७, १२२ 
उल्लटी हुंडिएँ २६ 
बेचने से भारत को हानि £ ६-६ & 
बेचा जाना 8२-६६ 
एकानामिस्ट १३० 
कन्नोमल, लाला १ 
करसोी कमेटी 
सन्‌ $८श्प की ६७, 3०८ 
सन्‌ १६१६ की ६४, ६२-६४, 
१७४२-१४३ 
सन्‌ १६२७ की १०० 
कागजी मुद्रा 
का उपयोग १३६-१३ ६ 


का अत्यधिक प्रधार ८४२, 


रब 


कागज़्ी मुद्दा 
का भारत में स्वर्ण-मुद्दा 


में दिया जाना ११३ 

का विनिमय की दर 
पर अभाव ध्श्नद्फ 
के भेद १३७ 
कागज़ी मुद्रा कोष १७४१-४५ 
का परिमाशण १७४२-१४ 
की आधुनिक दुशा ३१४४-४६ 


संबंधी क़ानून ३४१, १७४३-४४ 
ऋत-रेट 


संघार के देशा का ७३-७४ 
चाँदी की क्रीमत 

भारत भें ६०-६३ 
जमनी 

का जनरल ईंडेक्स-तैबर १३१ 

की दकसाली दर ४३. 


की विनिमय की दूर ७३, रू० 
की विनिमय-संबंधी दशा८ ४-८७ 
के साथ स्वर्ण -आयातद-दर ४० 
में काराज़ी मुद्रा का 

प्रचार छघ<-८5६, १४० 

जापान 

का जनरल ईंडेक्स-लंबर १३५१ 
की टकसाली दर ४३ 
की स्वण -आयात-दर ० 


। 


वदशा वानसय 


जापान की विनिमय की दर॑ ७२ 


कक 


| 
की टकसाली दर 


| टकूसाली दर ७१-४६ 
दलाल शओीयुत ६४, £४ 
देनदार 

किसी देश के होने के 
फकारस ३-३० 


पत्र-पत्रिकाओं की सूची १४८ 
। पी मायिक सिद्धांत 
| रुएया-पंसा-संर्बंधो २९, ११४-१ २३ 
साकेतिक रूप में. ३१८-३११६ 
| आसाशिक सिर्कों का 
भारत में प्रचार १०६-११३० 
फ्रांस 
का जनरल इंडेक्स-नंबर १३१ 
बे 
की विनिमय की दुर॑ ७१, ८० 
विनिमय संबंधी दशा झ३ झ४ 
के साथ स्वण -आयात-दर *€० 
बेदिंगटन-कमेटी 
६४, &£९२-६४, १४२-१४३ 
बंबई 
का जनरल इंडेक्स-नंबर १३४ 
का रहन-सहन-व्यय- 
दुशेक ईं डेक्स-नंबर 
भारत 
का अनरल इंडेक्स-नंबर १३३१९ 


१३४७ 


शब्दानुक्रमणिका 


व्रत 

की टकंसालो दर 

की विनिमय को 

दर ६8-७४, ८६-६२ 

की स्वर -आयात-निर्यात-दुर ६० 

में काग़ज़ी मुद्रा का 
उपयोग १३७-१४ ६ 

से काग़ज़ी मुद्रा का स्वर - 


४४-४२ 


मुद्रा में दिया जाना १९३ 
में काशज़ी मुद्रा का 

सुराक्षित होना १४< 
में काशाज़्ी सुद्गा-कोंप 

की रक़म १४२९-१३ ४६ 
में चालू रुपए-पेसे का 

परिसारझ १२०-१२१ 
में चाँदी की क्रीमत ६० 


में लॉदी के रुपए गलानें 
की आवश्यकता ११०-३११२ 
वस्तुओं की क्रीमत १२०-१२१ 

मेँ विनिमय की 

दुशा६०-६६, ८६-१०० 

में सोने के प्रामाशिक 
सिद्धों का प्रचार १३०६-११ ० 

मारत-सरकार 

की विनिमय-संबंधों नीति 28 
की हुंढिए रे८-२६ 


१ है 
भारत सरकार 
की उल्टी हुंडिएँ बेचने 
से हानि ६ ६-६ & 


को सोना बेचने से हासि &8 
भारतीय व्यापार 
पर विनिमय की दर 
का अभाव ३०२-१०३ 
। सुद्वा-दलाई-लास-कोष ३ १ १-१ १२ 
रुपए-पै वा 
का पारिमाणिक- 
सिद्धांत ११७-१२३ 
की चलत-गति का अभाव ११६ 
के परिसाण का वस्तुओं 
| की क़ीसत पर प्रभाव ११६ 
स्प्तर्मे 
काराज़ी मुद्रा का अचार ३४० 


१ 
$ 
| 
। 
॥ 
रे 





उै्कन> जन अयडमम आर 


७--+पमप्कन क्षण ऊ 





रोज़गारी हुंडी २४-२६ 

लेनदार 

किसी देश के होने के 

कारण ११-१३ ६ 

लेन-देन 
दी देशों का ३०-३४ 
तीन देशों का ३७-३६ 
कई देशों का ३६-४० 
लेबर-गज़ट १३३-१३४ 
'ह्लंदन दी द्रे ७० ,प्र०,६० 


३६० 


वस्तुओं की मूल्य-बृद्धि२९, ८२, 
८४७, ११९, १३१-१३२, 
१३<-१४० 
वार्षिक औसत कीमत 
का निकानज्ञनना १२६-१२७ 
विदेशी विनिमय 
की परिभाषा 
विदेशी हुंडी १८-२० 
विदेशी हुंडी की दरें. ६७-७२ 
विनिमय की दर की घट-बढ़ का प्रभाव 


2 


उद्योग-घंधों पर १०१ 
क़ज़ंदारों पर १०२, १०६ 
व्यापार पर १०१-१०७ 
विनिमय की दर पर प्रभाव 
काग़ज्ञी मुद्रा का &€-फ८ 
लेनी-देनती की विष- 
सता का ४६-४६, #८ 
सोने-चाँदी की रोक- 
टोक का ९८-२९ ६ 


विनिमय की दर स्थिर 
करने का उपाय ६४-६९, 
१००, १०७, ३१०८-१० ६ 
विनिमय की दशा 


इंगलैंड में ८१-८३ 


विदेशी विनिमय 


विनिमय की दुशा 
जमेनी में ८9-८७ 
फ़ांस में ८३-८७ 
भारत में ६०-६६, ८४६-१०० 
व्यापारिक हुंडी २२-२४ 
शाही कमीशन करंसी-संबंधी १० ० 
सद्ठे का तरीका 
दशेनी हुंडी में 
मुद्दती हुंडी में 
सहायक पुस्तकों की सूची 


७८-७६ 
७६-७छपण , 


अंगरेज़ी-पुस्तकं १७४७-१३ ४७८ 
अँगरेज़ी-पत्र-पत्रिकाएँ. १४८ 
सोना बेचने से सरकार 
की हानि 88 
स्वर्ण-आयात-निर्यात-दरें ४६-९१ 
हुंडी 
डउलटी २६ 
की दर ६७-७३ 
भारत-सरकार की २८-२६ 
मुद्दती की दर *$२-७९२ 
यात्रियों की र७-श८ 
रोज़गारी २४-२६ 
विदेशी १८-२० 
व्यापारिक २२-२४ 


भारतवर्षीय हिंदी-अथ-शाखत्र-परिषद्‌ 
( सन्‌ १६२३ में संस्थापित ) 

समापति--श्रीमान्‌ माननीय पंडित गोकरणनाथजी 
मिश्र एमू० ए०, एल-एलू० बी०, जज, अवध चीफ़ कोट; 
लखनऊ । 

मंत्री--श्रीयत पंडित दयाशंकरजी दुबे एम्‌० ९०, एलू- 
एल०बी ० , अथे-शाख-अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग) 
और श्रीयत जय॑देवप्रसादजी गृप्त बी० काम०, एस्‌० एम्र० 
कॉलेज, चेदोसी । 

कोषाध्यक्ष--अश्रीयुत भूपेंहरनाथजी चठजी एम्‌० ९०) 
बी० एल्‌०, अर्थ-शास्र-अध्यापक, कॉमस-विभाग, लखनऊ- 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

संपादन-समिति के सदस्य--श्रीदुलारेलालजी 
भार्गव, माधरी और गंगा-पुस्तकमाला फे संपादक, लखनऊ॥ 
और श्रीयत पंडित दयाशंकरनी दुबे, अर्थ-शास्र-विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग । 

इस परिषद्‌ का उद्देश द्वै जनता में हिंदी द्वारा अथ-शार्क 
का ज्ञान फैलाना, और उसका साहित्य बढ़ाना । 

कोई भी सज्जन १) प्रवेश-शुल्क देकर इस परिषदू का 


( २ ) है 


सदस्य, हो सकता है | जो सजन कम-से-कम १००) की 
आर्थिक सहायता परिषद्‌ को देते हैं, वे उसके संरक्षक समझे 
जाते हैं । प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को परिषद्‌ द्वारा प्रका- 
शित या संपादित पृश्त्कें पौने मूल्य पर दी जाती हैं । 

परिषद्‌ की संपादन-समिति द्वारा निम्न-लिखित पुस्तकों का 
संपादन हो चुका है या हो रहा है-- 

( १ ) भारतीय अथे-शाख्र 

(२ ) विदेशी विनिमय 

(६ ३ ) भारत के उद्योग-घंधे 

( ४ ) भारत की मनुष्य-गणना 

( ५ ) भारत का आश्िक भूगोल 

हिंदी में अथ-शासत्र-संबंधी साहित्य की कितनी कमी है, 
यह किसी भी साहित्य-प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं । देश के 
उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यंत 
आवश्यक है | प्रत्येक देश-प्रेमी तथा हिंदी-प्रेमी सज्जन से 
हमारी' ग्राथना है कि वह इस परिषद्‌ का संरक्षक या सदस्य 
होकर हम लोगों को सद्दायता देने की कृपा करे । अर्थ-शाख्र- 
संबंधी विषयों के लेखकों को सब ग्रकार की सहायता पहुँचाने 
का प्रबंध परिषद्‌ द्वारा किया जा रहा है | जिन महशयों ने 
इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे मूंत्री 
के पास भेज दें | लेख या पुस्तक परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत होने' 


( ३) 

पर संपादन-समिति द्वारा बिना मूल्य संपादित की जाती है । 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिषद्‌ अभी कोई पुस्तक 
प्रकाशित नहीं कर पाई है, परंतु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक 
को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण ग्रयत् 
करती है | जो महाशय अथे-शाख्न-संबंधी किसी भी विषय 
पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता 
चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र-ब्यवहार करें । 


। दयाशंकर दुबे 
दारागज, प्रयाग | मंत्री 


